लालजी का करवटन और जन्मनत्नत्रोत्सव 


[ 5६० ] 
ओत्थानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी, 
समागतान्‌ पूजयती ब्रजोकसः । 


नेवाभृणोद्‌ वै रुदितं सुतस्य सा, 
रूदन्‌ स्तनार्थी चरणावुदत्तिपत्‌ ।।® 


(श्रीभाग० १० स्क० ७ प्र० ६ श्लोक) 


खुपपय 


कहें करीचित्‌-प्रमो ! अपर हरि चरित सुनावें। 
भक्तन सुख हित सयाम अवनिपे तनु घरि आवें ॥ 
बोले शुक सूनु भूप । श्याम ने करवट ल्रीन्हों । 
मेया अति मन मुदित बुलावो बज महँ दीन्हों ॥ 
आई योपी चाव लै, सजी बजी सव आज हैं। 
जन्मोत्सव करवट-वदल, एक पन्थ द्वै काज हैं॥ 





ॐ थी शुकदेवजी कहते है---“राजन्‌ ! जम्म नक्षत्र के तथा करबट 
बदलने के उत्सब मे समागत ब्रजवासी गोप-गोपियों का सत्कार करने में 
माता यशोदा तल्लीन थीं, उसौ समय श्याम सुन्दर को प्रासे खुली, वे 
स्तनपान के लिए रोने लगे । किन्तु घ्‌ म-घडाके मे मेया को लालजी का 
रोना सुनायी नहीं दिया, तब रोते-रोते श्याम ने पैर फटफटाये !” 


लालजी का करवटन ओर जन्मनक्षत्रोत्व २०३ 


माताओं को अपनी सन्तान की शुम कामना की अत्यधिक 
चिन्ता रहती है। मेरी सन्तान का मङ्गल हो इसके निमित्त वह 
जप, तप, पूजा, पाठ, देवता, पितर, भूत, प्रेत तथा सेट शीतल़ा 
न जाने किन-किनका पुजन करतो हैं, किन किनकी मनोती 
मनातोी हैं ? कोई भो पहिला काम हो उसके लिए उत्सव करती 
है, प्रसूति गृह से बाहर होने का उत्सव प्रथम स्नान का उत्सव, 
प्रथम उवटन तेलमर्देन का उत्सव, घुट्ठी पीने का उत्सव, करवट 
बदलने का उतसव, अन्न प्रासन का उतसव, उत्सव हो उत्सव है । 
वच्चे का मुख हो उत्सव है, उत्साह भोर मातृ स्नेह से ही तो 
मावा के स्तनो मे दूध बाता है, सन्तान के लिए माताओ को जो 
भी कुछ करने मे आनन्द भाता है, उतना अपने शरीर के लिए 
करने मे आनन्द नही आता । सन्तान भीतर के हृदय का एक 
माग है, वह तो बाहरी प्राण है। माता का सजीव हृदय ओर 
मुतिमान्‌ उल्लास तथा साक्षात्‌ प्रसन्नता सन्तान ही है । 
सूतजो कहते हैँ-“'मुनियो ! जब पूना को कथा प्रौर 
उसका फल स्तुति कहकर भगवान्‌ व्यास-वन्दन शुकदेव मौन हो 
गये । तव हुड बडाकर महाराज परीक्षित्‌ ने कहा 'क्यो 
भगवन्‌ | आप चुप कयो हो गये? भगवान्‌ को बाललीला 
समाप्त हो गयो कया ? प्रमो । भगवान्‌ को सभो लीलाएं सुखद 
हैं, सभी कानो के लिये रसायन रूपा हैं । क्योकि भगवान जो भी 
अवतार धारण करते हैं, उस प्रवत्तार मे जो जो मो लीलाएं 
करते हैं, वे समो सुखप्रद होती हैं, क्योकि वे सच्चिदानन्द सुख 
स्वरूप हैं, उनको समी कथाएं मन के लिए औषधि स्वरूप हैं । 
श्रोशुऊदेवजी ने कहा--'राजन्‌ 1 भगवल्लीलाभो को आप 
सून के लिए ओपधि कंसे कहते हैं ?'' ६ 
¦ महाराज परोक्षित्‌ ने कहा--“महाराज ! आप सब जानते हैं, 


२०४ * 5» मागवती कथा, खण्ड ३७ खु 


जान-वूमकर आप मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अनेक जन्म की 
वासनाओ के कारण प्राणियों के हृदय पटल पर अज्ञान का एक 
परदा-सा पडा रहता है जिससे मन मतज्ु अपने विशुद्ध धाम 
को भूलकर विषय तृष्णान्गहन-वन में भटकता रहता है। श्रवण” 
सुखद भगवल्लीलाग्नो के श्रवण मात्र से चित्त का मल श्रौर उसो 
मल के कारण उत्पन्न होने वाली विपय-तृष्णा सर्वदा के लिए 
छिन्न-मिन्न हो जातो है । जब मन के ऊपर से माया मोह तथा 
अज्ञान का आवरण हट गया तो मन, बुद्धि, चित्त और अहकार 
ये चारों ही मन की वृत्तियाँ विशुद्ध बन जाती हैं। भज्ञान से 
आवृत अशुद्ध भ्रन्त करण ही तो ससार की पुन. पुनः प्राप्ति 
करता रहता है। जब श्रज्ञान का आवरण हट गय, तो उस 
विशुद्ध मन्त-करण मे भगवद्‌ भक्ति तथा भगवदीयो मे श्रनुरक्ति 
उत्पन्न हातो है। ऐसे परमात्मा के परम पवित विशुद्ध चरित्रो 
को यदि उचित हमझें तो मुझे और भी सुनावे ।” ६2 3 


श्री शुकदेवजो ने कहा-“राजन्‌ ! भगवल्लोलाओ का दो 
कोई अन्त नहीं। वे तो अनन्त है, उन्हे मैं कहाँ तक सुना 
सकता हूँ 1” ] 


महाराज परीक्षित्‌ ने कहा-' महाराज | आप जितनी भी 
सुना सकें, उतनी ही सुनावें। एक दो लीला सुनकर तो मेरी 
तृप्ति नहो हुई । यहो नही जेसे अत्यन्त भूखे को अत्यन्त स्वादिष्ट 
वस्तु के दो चार ग्रास दे दे, तो उनसे उसकी बुभुक्षा भोर भी 
अधिक जाग्रत होती है) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते मृत्युठीक में 
झवतोण होकर मानवजातीय समस्त लोलाओ का घनुकरण 
किया । उनमें से जितनी आप सुना सकें उतनी परम अदभुत 
बाललोताएँ आप सुनादें, क्योंकि" उनकी बाल सीलाएं अत्यन्त 


लालजी का करवटन भो र जन्मनक्षत्रोत्सव २०५ 


सरस तया मनको , मोहित करने वाली हैं! उन्ही का आप मेरे 
सम्मुख वर्णन करने को कृपा फरें 1" 
सूतजो कहते है--"मुनिपो ! जब महाराज उत्तरानन्दन 
'परीक्षित्‌ ने भगवान्‌ शुक से इस प्रकार भगवान्‌ को लोलाप्रों के 
सम्वन्ध मे उत्सुकता क साथ प्रश्‍न किया, तो ये श$्ट-भज्न 
प्रसङ्ग कहने लगे । वे वोले--“राजनू ! यशोदा मेया सदा लाल 
जी को प्पन नेत्रा के ही सम्मुख रखती थी । जब से पुउना प्रसङ्ग 
घटित हुंप्रा, तब से वे वडी शक्तित होने लगी। एक दिन कृतिका 
नक्षष घा, माता पलना मे लालजी को लिटाकर मुना रही थी 
प्रोर शनेः शनेः लोरिया गा रहो थी | जिससे लालजी को सुख 
पुर्वक नीद प्रा जाय । उसी समय लासजी ने ग्पने झाप करवट 
बदली। श्राज लालजो सत्ताईस दिन के हो गये थे । पहिले ही 
पहिल उन्होने ग्राज धपने झाप करवट वदली थो । माता के हप 
का ठिशाना नही रहा । उन्हाने वही वेठे हो वठे रोहिणी जी को 
पुकारा “जीजी | जोजी ! कया कर रही हो ।” 


जब से पूतना वाली घटना हो गयी है, तव से रोहुणीजी का 
का चित्त भा सदा शंकित-सा बना रहता हे । शोघ्रता मे नदरानी 
की वाणी सुनकर वे चोक गयो । उन्दने सोचा- “राँड पूतना की 
कोई दूसरी सोति तो नहीं भा गयो। “व दोडकर नन्दरानी जी 
के समोप भ्रायी । अत्यन्त हो उल्लास के साथ यशोदा मंयान 
रोहिणीजी से कहा--"'जोजी । वडी प्रसन्नता की वात है, प्राज 
तुम्हारे बच्चे ने अपने श्राप करवट बदली है ।' 
हु सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए रोहिणी जी ने कहा-- 


“तब तो रानी ! उत्सव करना चाहिए। यह तो बड़े प्रानन्द को 
चाठहे।" 


२०६ ~” भागवती कथा, खणड ३७ 


यशोदा मेया तो यह चाहती ही थी, उन्होने कहा--करो 
मुझसे क्या पूछना है । करने कराने वाली तो तुम्ही हो ।” 

अब क्या था; तुरन्त पंडितजी को बुलाया गया । पंडितजी 
वडी-सी पगड़ी वाघे श्रंगरखा पहिने दुपट्टा के छोर मे पोथी 
पत्रा बाँधे झाये । नम्दराय ने पंडितजी के पर छुए बेठने को 
झासम विछाया। आशीर्वाद देकर पडितजी आझासन पर वेठ 
गये । ५ सुवणं मुद्रा मेया ने पत्रा पर चढा कर कहा- 'पडित 
जो! अभी लल्लाने करवट लो है, इसका उत्सव कब मनाया 
जायगा । पत्रा में मुहूत देखो ।” 

पंडितजी ने पचद्भ खोला । मेय, इप गिनकर तथा भश्ववी 
भरणी गिनकर वोले-“्रच्छा, कल तो लाला का जन्म नक्षत्र 
रोहिणी भी है! जन्म नक्षत्र का भी तो उत्सव मनाना ही है। 
करोटन और जन्मनक्षत्र-उत्सव कल साथ ही साथ मनाया जाय ।” 

यह सुनकर नन्दरानी बडी प्रसन्न हुई, वे बोली--' हाय ! 
मैं तो भूल ही गयी थी, कल लाल का जन्म-नक्षत्र भी है । उसका 
मी तो उत्सव मनाना ही था। दोनो साथ ही मनावेंगे।” यह 
कहकर उन्होने तुरन्त नाइन को बुलाया और क्हा-- जा, सब 
ब्रज मे बुलावा दे आ, क्ल करोटन गौर जन्म-वक्षत्र उत्सव दोनो 
साथ ही मनाये जायंगे ।'' 

यह सुनकर नाइनि घर-घर मे जाती भौर द्वार पर से ही 
चिल्लाती-- 'सुवल वी माई ! नन्दरानी के यहाँ कल करोटन की 
का बुलावा है।" 

तव तक दूसरी चिल्लाती--“अरी काहे का बुलावा है १” 

तब नाइन फिर कहती--“अरी, लालजी न आज अपने भाप 
करवट लिया है, इसलिए राजभवत मे सबका झरा बुलावा है।' 
इस प्रकार सब ब्रज मे बुलावा दिया गया । प्रातः काल से ही 


लालजी का करवटन भौर जन्मनक्षत्रोत्सव २०७ 


चोटियो को गुइकर सज बजकर सोलह शगार करके गोपियाँ 
नन्द-मवन की ग्रोर छम्म-्छम्म करती हुई, गोत गाती हुईं, चावकी 
वस्तुएं तथा कोमरी लेकर झाने लगी 1 समस्त नन्द^मतन गोपियो 
से भर गया | आकर गोपियो ने ऊघम मचाना आरम्म किया । 
कोई नाचती कोई गीत गाती कोई ढोलक मजीरा उजाती । सिमो 
को गाने चजान नाचने भोर भाँति-भाँति के मङ्गल कृत्य करने 
मे बडा घानन्द झाता है। पडिता ने धाकर मन्त्र पढे । दिव्यौ- 
पछि महोपधियो से लालजी को स्नान कराया, विधिवत्‌ उनका 
भभिपेक क्रिया । पुजन कराकर लालजी की मञ्जल-्कामना के 
निमित्त मेया ने उनके हाथ से स्पर्श कराकर ग्रन्न, वख, माला 
तथा बहुत-मी दुघार सूघी हाल की ब्यासी गौभो का दान किया । 
जिसने जिस वस्तु को इच्छा प्रकट की माता ने उसे वही वस्तु बडी 
उदारता के साथ प्रसन्न मन होफर प्रदान का । 

छोटे वच्चो को स्वान करने के ग्रतन्तर नीद प्राने लगती है | 
माता तो दान करा रही थो, लालजी माता का स्थन पोते ही 
पीते उनकी गोद में आग्या लेने लगे। बच्चे को उतोदा देखकर 
माता ने कुछ देर उन्हे थपथपाया । जव देखा वच्चा सो गया है 
तो शाने -शर्ने उन्हे शैया पर लिटा दिया लुगाइयो की अपार 
भीड थी, सव घर भरा था। घर के सम्मुख जो बहुत भारी 
पौरी थी उसमे एक बहुत वडा लढा खडा था । लढा को सस्कृत 
मे शक्रट कहते है । बह्‌ शकट बहुत वडा था १००।१०० मन बोम 
उसमे ढोया जाता था । बडे-बडे वली आठ बल उसे खीचत थे कुछ 
दिनो से सन्‍्दजी दे उसे पौरी मे गँघ दिया था, वह एक प्रकार से 
पुरा घर-सा ही था, घतः उस पर सेकडा छट के चम से बने कृप्पे 
धृत से भरे रखे थे । दूध, दही के तमी पुराने-पुराने वड़े बडे मिट्टी 
के मांद रखे थे। माता ने लालजी के लिए उसी क नीचे पलना 


२१० भागवती कथा, खण्ड ३७ 


श्रात्म-बिस्मृत बनी हुई हँ । प्रब मे इससे भ्रधिक घुम घडकका 
करू, तो य सब गाना बजाना तथा माचना भूलकर मेरी ही 
झोर दौडी झावँगी ।” 

सुनजी कहते हैं--“मुनियो ! ऐका विचारकर भगवान्‌ इधर 
उघर देखने लगे। मानी छूम घडक्का मचाने का विधान वना 


रहे हो।' 
छष्प्य 


द्विवि दीन अक दुखिनि दान दिनभर काव्य | 
बुलवाये बहु विप्र सहरि धिपे करायो ॥ 
पीवत पीवत दूध लालकू निदिया आई। 
बकरा नीचे सघर पलक्या साठु बिछाई॥ 
हाले. हाले. जाइके, माठ सुवाये श्याम तहेँ। 
मई लीच सत्कारमहँ, गोपी उत्सव करहि जहाँ।। 


२१२ भागवती कथा खएड ३७ 


लोगो का ध्यान आर्कापत करने के लिए लोग विविध भाँति 
के उपाय करते हैं। बहुत ये मोड एकत्रित करने को लडने लगते 
{हैं। कोई ऐमी भ्रदभुत झाश्वय को बात कहकर मनुष्यो के मन 
का भ्रपनी घोर झ्ार्कापत करते हँ । कोई विस्मयोत्पादक भ्रद्मुत 
घटना घटाकर सवका मन उस घटना की ओर बलात्‌ लगाते हैं। 
भत्यन हपंयुक्त त्यन्त भयकर, श्रपू्वं तथा विस्मयोत्पादक 
घटना को देखकर साका मन उस देखन को लालायित हो उठता 
है। सब उसका कारण जानने के निए समुत्सुक बन जाते हैं। 
सभी अपने अपने कायां को छोडकर उस ग्रोर दोड जाते है । वडे 
प्रमादश लियो के सम्मुख छोटे प्रभावशालिया का प्रभाव दव 
जाता है बडे दुख के अ गरे छोटा दुस भूत जाता है, इसी प्रकार 
बडी ध्वनि के सम्मुख उसे छोटा ध्वनियां उसी मे विलीन हो 
जाती है उम समय उन छोटियो का कोइ महत्व नही रह जाता । 
चे बड़ी ध्वनि मे समा जाती है। एक व्यक्ति न एक छोटी लकीर 
खीच कर कहा- इसे बिना मेटे या बढाय छोटो क्र दो ।' 
वह भादमी बडी चिन्ता मे पडा, बिमा मेटे यह छोटी कंसे 
हो सकता है। घ्रपनी कठिनता उसने एब बुद्धिमान्‌ स बदी । 
बुद्धिमान्‌ पडित ने कहा-'एक काम करो इस रेखा के ऊपर 
एक इथसं बडो रेखा खीच दो, यह भ्रपने आप छोटी हो 
जायगी ।”” ला 
सूतजी कहत हैं-- मुनियो ! छङ्डाके नीचे पलक्यि पर 
पडे ही पडे श्यामसुन्दर न उस इतने भारी शार्ट के ऊपर दृष्टि 
डाली । उन्होने सोचा-- इस शकट को ही उलट दू, इससे इतना 
वडा शब्द होगा, कि माता ही नही सब गोपियाँ दौडी दौडी मेरे 
पास भावेंगी ।” 
यह सोचकर उन्होने भपने कुसुम से भी कोमल, वट पीपल 


शकटनभञ्जन-प्रसग २१३ 
के तव पल्लव से झी सुचिवकरन सुन्दर रक्तवण का अपना नन्हा- 
सा सुन्दर चरण को जिसकी पाँचो उंगलियो के नख मणि 
खन्डो के सदृश चमक' रहे हैं, उसे शकट मे छुआ दिया । चरण 
के लगते हो छकडा सहसा भ्रडडड़घम्म करके उलट गया । उसके 
उपर जो दूध, दही, घी के दर्तेन रखे थे, वे सव फूट गये घी 
वहने लगा । मक्खन के लोदे लुढकने सगे, दही छितरा गया । 
दूध नालियो मे जाकय बहने लगा । उस शाब्द से दशो दिशाएं 
गूज उठी। ब्रज मडल मे कोलाहल मच गया । उत्सव में प्रायी 
खिया इघर-उघर भागने लगीं । किसी ने समझा वज गिरा है, 
किसी ने समका बिजली गिरी हे, किसी ने सोचा प्रलय होने 
बाला है । स्त्रियो में भगदड मच गयी, एक दूसरी को ठेल कर 
घर में भागने लगी । बुढियाँ पिच गयी, सघको अपने अपने 
प्राणो की परी थी, किन्तु यशोदा मेया का चित्त तो अपने श्याम 
सुन्दर मे लगा था । इन्होने इघर-उधर किसी ओर न देखा । 
वे तोर की भाँति दोडकर शकट की भ्रोर गयी । नन्दरानी को 
दौडते देखकर दास दासियाँ भी उधर ही चली । रोहणी मया 
भी उघर ही भागी । सबको उधर भागते देखकर ओर भी ब्रजा- 
ङ्गावाएँ उधर ही चली । 

वहाँ जाकर माता ने तथा अन्य ब्रजाद्धनाओ ने जो कुछ 
देखा, उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नही रहा। सव 
ने देखा, दूत, दही, घृत तथा मक्खन भादि के कुप्पे भौर भा 
फूटे पडे है । गाडा' उलटा पडा है, उसके पहिवे धुरे से निकल 
कर दघर-उघर इटे फूरे पड़े हैं। घुरा अस्त व्यस्त हो गया 
है, जुआ फठ कर कही पड़ा है। जाळजो पालने मे पडे हाथ 
पेर फटफटाते हुए ह्वाउ छ्वाउ करके रो रहे हुँ । माता ने दौड़- 
क्र तुरन्त बच्चे को उठाकर छाती से चिपटा लिया। मेरा 


२१४ भागवतो कथा, खण्ड ३७ 


वच्चा कुशल-पूर्चक है, इसकी स्मृति मात्र से ही उन्हें परम सुख 
हुआ इतने मे हो नन्दजो बहुत से गोपो को लिये हुए दोड़े भाये। 
गोपो को आते देखकर गोपियाँ एक ओर हट गयी । बहुओं ने 
घुँघट मार लिये । बूढो -बूढ़ी गोपयां अपने थुवक पुत्रों प्रौर भतीजों 
से कहने लगी -' लल्ला यह क्या हुमा ? इतना बडा छंकड़ा 
उलट केमे गया ? आपसे ग्राप तो यह उलट नही सकता ।” 

इस पर गोप कहते -“चाची ! हमारी बुद्धि मे भी यह वात 
नही बठतो ” कोई नन्दराय से हो पूछ्ती-“वाबा ! चुम बड़े 
बूढ़े हो तुम हो वताआ बिना आँधो पानो के यह छकड़ा उलट 
केसे गया ?” 

नन्दजो भी अत्यन्त चकित ओर विस्मित हुए गोपो की आर 
देखते हुए कहने छगे- इस विचित्र अद्भुत व्यापार का कारण 
मेरी भो बुद्धि मे नही भाता। इस प्रकार सभी आश्‍चर्य चकित 
होकर सोचने लगे, किन्तु कोई भी इसके उलटे के कारण को 
निश्चित न कर सका । 

वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे, उनसे उनकी माताओं ने पूछा 
गोपो ने भो उन्हे गोद मे लेकर प्यार से पूछा--“तुम बताओ 
भैया ! यह छुकडा कंसे उलट गया ।" 

इस पर सभी बालकों ने एक स्वर मे यही बात कही-- हम 
यहाँ खेल रहे थे, हमारे देखते देखते इस कृष्ण ने हो रोते-रोते 
अपने चरणो से उसे उलट दिया !'' 

माताएँ कहती--"अरे, हट ! इतना छोटा बच्चा, इतने बढ़े 
छुझड़े को कसे उलट सकता है ?” 

लड़ते कहते--“तिरो सूँ अम्पा ! हमने ग्रपनी भ्राँलो देखा है, 
इसी ने पलटा है इसमे रंचक मात्र भी सदेह नही हे।'' ति 

गोप गोपियो को भला इस असंभव बात पर विश्वास कसे 


- शंकट-मखन-प्रसग २१% 


हो सकता था। वे सब तो माधुयं के उपासक हैं, श्रीकृष्ण के 
ऐश्वयं प्रभाव से तो वे प्रब तक झनभिज्ञ ही हैं। बार-बार बालकों 
के शपथ छाने पर भो उन्होने बालकों की बात पर विश्वास 
नहीं किया । यही कहकर वात टाल दी, कि ये तो वच्चे हैं। ऐसे 
ही बिना सोचे समभे कह देते हैं । 

यशोदाजी ने कहा--"केसे भी उलट गया हो, यही नारायण” 
की बडी कृपा है, कि बच्चे का बाल भी वाऊा नही हुआ । नही 
तो शाकट उलटने पर वया-क्या पन्थं हो सकते थे ।” यह कहकर 
उन्होने दुरन्त ज्राह्णों को बुलाया) किशी ग्रह का उत्फात न 
हो, इस शभाशंका से ब्राह्मणों मे वेद मन्त्रो द्वारा शान्ति पाठ 
कराया ! दान दक्षिणा दी, फिर किसी बूढ़ी गोपी ने कहा- 
“रानी! लाना के मुंह में घाँचल तो दो यदि वच्चा दूध पीते 
लगे, तो समझ लो बच्चे का भय दूर हो गया ।” 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ] बच्चे को तो कोई भयथा ही 
नही वह तो भय को भी भयभीत करते वाला बालक था । माता 
के स्तन देते ही चुसुर-चुसुर करके दूध पीने लगे । तब माता का 
चित्त ठिकाने भ्राया।' 

नंदजी ने बड़े वली-बली संकडों गोप बुलाये, उन सबसे 
उठत्रा कर छकड़े को फिर जमे वंह रखा था, वेसे ही रख दिया । 
जो पात्र फूट गये थे, उन्हे तो फक दिया, जो सावित थे, उम्हे 
फिर उसी पर रख दिया! लालजी को पालने में माता ने दूध 
पिलाकर सुला दिया । 

नन्दुजी ने कहा “भरे, भेषा प्रो! झाज हमारे लाला व 
पुनजन्म हुआ है, कुछ उत्सव मनाझओ । दान पुणय करो ।” यह 

हकर उन्होने ब्राह्मणों को बुलवाया । ब्राह्मणो ने आकर शाति 

होम किया। दघि, भक्षत तथा कुशोदक से पूजन किया 


२१६ भागवती काया, खण्ड ३७ 


नन्दजी लालजी को स्वय गोदी मे लेकर ब्राह्मणों के झागे 
चेठ गये । ब्राह्मणो मे ऋगवेद, सामवेद और यजुर्वेद के मश्रो 
द्वारा सस्कृत एव पवित्र औपधिया से मिले हुए जल से नालजी 
का भभिषेक किया । तदन्तर एकाग्र चित्त से स्वस्तिवाचन पाठ 
क्रिया । नन्दजी ने भी ब्राह्मणो को कुछ्कुरे भुरभुरे, लुचलुचे घृत 
मे बने विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यञ्जनो से भोजन कराया । 
यथेष्ट स्वादिष्ट भोजन करसे के प्रनन्तर ब्राह्मणो ने पेट पर हाथ 
फरते हुए, लम्बी डकार छोडते हुए भाशीर्वाद दिये-“नन्दराय । 
तुम्हारे बेटे के गुणो का गान ससार मे सदा गाया जाय । इसका 
नाम भजर भ्रमर हो। यह सदा साधुग्रो को सुख देने वाला हो ।” 
नदजी ने सिर भुक्राकर ब्राह्मणों के प्रमोध धाशीर्वाद को 
भक्तिभात से ग्रहण किया रोर उन्हें भोजन के अनन्तर दक्षिणा मे 
चित्र विचित्र वख झौर सुवर्ण मालाझो मे विभूषित वृहुत-सी 
सवंगुणसम्पन्न गोएं उनको दी 1 इस पर क्षिसी गोप ने कहा 
“बाबा | तनिऊसी वात पर आपने यह इतना दान घमं बयो 
किया ? 
नन्दजी ने कहा-- “प्ररे भैया | इन सुवण चाँदी के ठीक्रो 
का मूल्य हो क्या है। हमारे लान का प्रश्युद्ृय हा, इसके लिए 
हम सब कुछ कर सकते हैं। ब्राह्मणो के ग्ाशोर्वाद मिल्ने इससे 
बढकर प्रोर इया लाम हो सकता है?" 
उसी ताकिक गोप ने कहा-- 'ब्राह्माणो के आशीर्वाद से क्या 
होता है, बहुत से ब्राह्मण तो विना पढे लिखे वसे ही दान लेवे 
को मारे-मारे फिरते है ।” ~ 
नन्दजी ने कहा-"'कंसे भी फिरे, वे हुँ तो ब्राह्मण ही । दुध 
तमीदे तो बाँफ गो भीगो ही कहलाती है। किन्छु जो 
असूया मिथ्या भाषण, दम्भ, ईर्ष्या, दिसा और मान. से रद 


शकठ-मछन-प्रसग' २१७ 


विफल नही होता । इसलिये तुम इस बात पर विश्वास करो, 
मैं फिर कहता हूँ व नन्पुव १ कहता है विश्वास के साथ पहा 
है, कि जो वेद वेत्ता तया योगयुक्त ब्राह्मण है, उनका भशीर्वाद 
कभी निष्फल' नही होता, यह्‌ वात स्पप्ठ है घव सत्य है । 

सृतजी' कहते हैं-- मुनियो ' इस प्रकार यह शक्ट-भज्नन 
की लोला मैने कहो ।'' 

शौन जी ने पूछा-“सूतजी। भगवान्‌ न दूध दहा तया 
घृतादि के भरे शकट फा व्यर्थ मे क्या उलट दिया ? इसम उन्हें 
कपा मिला ? ' 

सूतजी बोले--“महाराज ! बालक इतने सुन्दर खिलोनो 
को फट्ठ से फोड देते है, उन्हें इसमे क्या मिल जाता है सेल ही 
जो ठहरा । वात पहु थी कि एक उत्कच नामक असुर था वह 
वायु मे उडकर अपने पूर्वे-जन्म के वेर के अनुसार भगवान को 
मारने के लिये उस शाकट मे अव्यक्त रूप से छिप गया था। उस 
भसुर को मारकर उसका उद्धार करना था। शटक के उलटने 
से वह उत्कच असुर मग्कर परम पद का प्राप्त हुआ । भगवान्‌ 
का बेल भी हो गया ब्राह्मणो को दक्षिणा भी मिल गयी, घूम 
घडाका भी हो गया, भौर उत्कच का उद्धार भी हो गया। एक 
छकडा के उलटने से कितने काम हो गये । भगवान्‌ की लीलाओ 
के विषय मे कोन जान सकता है कि थे किस भाव में भावित 
होकर कोन सी क्रीडाकर रहे हैं? इसी प्रकार एक असुर कोआ 
बनकर ओर दूसरा ब्राह्मण वनकर भगवान्‌ के समीप आया । 
इन दोनो का भी भगवानु ने उद्धार किया इन दोनो की कथा 


को तया अन्य घसुरो के उद्धार फी कघाओ को मैं आगे कहुँगा । 
आप दत्तचित्त होकर श्रवण करें ।” 


छप्पय 


गोषी इत उत भगी मई' भयतै व्याकुल अति! 
एकमात्र घवश्याम नन्दरार्नाकी रति संवि॥ 
दीरी छकरा भोर अवहि” जहाँ श्याम सुवाये | 
उलटयो देरूयी शकट मरपटिकों लाल उठाये ॥ 
प्यायो पय द्विज आइ सव, शाति पाठ सबने करभो । 
अति विस्मित सबई भये,, गोपनि छुरा पुनि घरी ॥ 





अन्य असुरों के उद्धार की कथा 


[ ८६२ ] 
दैत्यो नाम्ना दृणाचतेः कसभृत्यः प्रणोदितः । 


चक्रवातस्वरूपेश जहारासीनमर्भकम्‌ ॥% 
(श्रीभा० १० स्व० ७ अ० २ श्लोक) 


छप्पय 
कागासुर इक दिवस काक बनि हरि ढिग आयो । 
पकरि टंदुआ तुरत कस के पास पठायो | 
पुनि दविज श्रीधर असुर कस को बनिके सेवक | 
रायो दरिं हनन परे जहँ जयके रक्तक ॥ 
श्रीहरिलीला शक्तितो, दन्त भजि मुख खीर भरि। 
ब्रजतों वाहर करो नंद, अद्भुत कीयो कत्य हरि । 
जब भगवान्‌ सकार रूप से अवनि पर अवतरित होते 
हैँ-अवतार धारण करते है-तो वे समी प्रकार के प्रारियो 
का उद्धार करते हैं तीनो ही गुण भोहरि के ही वनाये हुए हैं । 
सात्विक हो, राजस हो अथवा तामस प्रक्रतिका हो, सभी का 
उद्धार भगवान्‌ करते हैं! किसी भाव से भो कोई भगवान्‌ के 





# श्री शुकदेवजी कहते हैँ-''राजन्‌ । एक ठृणावतं नाम का दत्य 
था, वहं केस का सेवक था । कस ने उसे ग्रज मे भेजा, वह बदण्डर का 
झप रखकर वहाँ माया, जहाँ बालकृष्ण बठ थे, तुरन्त वह उ हुँ उठाकर 
झाकाश मे ले गया ।” 


२२० भागवती क्था, सण्ड ३७ 


समीप बयो न आवे, वे सबको सद्गति देते हैं। समिर की झील 
मे कुछ भी पड जाय बही नमक वन जायगा । भगवान्‌ के नित्य 
पापद तो घानन्दानुमव करते ही है, भक्तो को तो श्रीहरि 
अलौकिक भक्तिरस प्रदान करते ही है । दुष्ट अपुर राक्षसो फी 
भी-जो उन्हे अपना शत्रु समझते हे-श्रोहरि सद्गति प्रदान 
करते हैँ । वे तो सर्वेश्वर हैं न? सबके ही स्वामी हैं । भावानुसार 
सभी को सुग्व देते हैं । 
सूतजी कहते हैं-- मुनिधो । मैंने श्रापको शकटासुर उद्धार 
की परमसुखद लीला सुनायी । जिस उत्कच घ्रसुर ने लालजी 
को मारने के विचार स शकद मे प्रवेश किया उसे ही श्याम 
सुन्दर ने शकट को पलट कर परलोक पठाया ॥” । 
इस प्र शौनकजी ने पूछा- सूतजी । यह उक्कचु असुर कोच 
था और किस कारण इसका श्रीहरि ने उद्धार विया, इसके 
पूर्वजन्म का आप वृत्तान्त जानते हो, तो सुनावें ।” 
श्री सूतज्ञी बोले- 'महाराज । यह उत्कच्‌ हिरण्याक्ष दैत्य 
का पुत्र था, चाक्षुस मन्वन्तर के पुर्वे इसे महामुनि लोमश का 
शाप हुआ था । लोमश मुनि तो चिरजीवी है । वे सदा ध्यान मे 
मग्न रहते हैं। उनका आश्रम बडा सुन्दर सुहावन' था, उसमें 
भांति-भांति के वृक्ष लगे हुए थे। एक दिन यह देत्य उप्कष 
मुनिवर के आश्रम मे गया । श्रासुरी स्वभाव के जीवो की तो 
यह प्रकृति ही होती है, वे किसो को फळी फुली वस्तु को देख 
नही सकते । ऐसे सुन्दर फले फूले आश्रम को देखकर असुर को. 
मत्सर, हुआ, वह उस आश्रम के फलवान वृक्षो को तोडने 
लगा वृक्ष तो ऋषियों की सन्तान के समान होते हैं, वे उन्हे 
वडेलाइ प्यार से पानी पिलाकर पालते पोसते हैं। 
झपने हाथो से लगाये वक्षो का अपनी ही आँखो के सम्मुख 


अन्य असुरो के उद्धार की कथा २२१ 


नष्ट होते देखकर महामुनि लोमश को क्रोध था गया उन्होंने 
उत्कच को शाप दिया-- 'हे दुदुंद्ि ! तू देह से रहित हो जा ।” 

यह सुनकर असुर का मद उतर गया । उसने मुनि को अनु- 
नय विनय की। मुनियो का कोध तो जल की रेखा के सदृश 
होता है, राया और तुरन्त मिट गया । उनका शाप आशीर्वाद 
रूप मे परिणत हो गथा । मुनि बोले_चंवस्वत मन्वन्तर मे 
तुम्हारा ससर्ग आनन्द कन्द श्री कुष्णचन्द्र से होगा, उनके द्वारा 
तुम तीना गुणो से रहित होकर परम पद को प्राप्त होगे।' वही 
उत्कच असुर शकट मे प्रविष्ट होकर भगवान्‌ के हाथ से मारा 
जाकर मुक्त हुआ । कागासुर के मुख से इसने श्रोकृष्ण की श्रद्‌ 
भुत सामर्थ्यं की प्रसा सुनी थो, वह्‌ भी कस की प्रेरणा स श्री 
कृष्ण को मारने गया था ।'' 

शोनक जी ने पूछा--“सृतजी |! यह काक असुर कोन था, 
इसे भगवान्‌ ने कसे मारा?” 

सूतजी वोले-''महाराज ! काग असुर को भगवान्‌ ने 
मारा नही । यह भगवान्‌ को मारने की इच्छा से गया था। 
भगवान्‌ को एकान्त मे पळकिया पर पडे देखकर इसने अपने 
सोहे की बनी चोच से उन पर प्रहार किया । वह समझता था, 
यह तो बालक है, क्या करेगा, किन्तु यह बालक असुर कुल 
घालक है, वहाँ कोई देखने वाला तो था नही, भगवान्‌ ने अपने 
नन्हे कर कमल से उसे उठाकर ऐसा फका, कि वह मुधित हो 
कर कस के सभा मडप मे उसक सामने ही जा पडा । उसी ने 
वाल कृष्ण के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया । इसे ही सुनकर 
वायु मे विचरने वाला उत्कच आया और वह भी भगवान्‌ 
के हाथो मारा गया । इसी प्रकार एक भ्रीधर ब्राह्मणाधम को 
भी भगवान्‌ ने दड दिया । ' 


२२२ भागवती कथा, खण्ड ३७ 


शौनक जी ने पुछा-“सूतजी । श्रीधर कौन था और भग- 
वान्‌ ने उसे क्या दड दिया ? इस कथा को भी कृपा करके हमे 
सुनाइए ।” 

सूतजी बोले-- 'भगवन, मथुरा मे एक श्रीधर नामका बूढा 
ब्राह्मण था । जन्म तो उसका ब्राह्मण घर मे हुआ था, किन्तु था 
वह पूर्व जन्म का असुर! बडो-बडी सफेद दाढी थी, वह कुछ 
ज्योतिप भी जानता था। एक दिन कस ने पुछा--“पडित जी ! 
यह बताइये, योगमाया ने कहा है मेरा शत्रु ब्रज मे ही कही 
उत्पन्न हुआ है, वहाँ किनके यहाँ उत्पन्न हुआ है?" 

श्रीधन ने कहा--' मे भली प्रकार जानता हूँ, वह नन्द के 
घर उत्पन्न हुआ है ।” 

कस मे कहा-“यदि आप उसे मार सकें, या मरवा सकें 
तो, मैं तुम्हे प्रपना आधा राज्य दे दूगा ।” 

यह सुनकर श्रीधर बडा प्रसन्न हुआ । उसने कहा--"महा- 
राज | प्राप चिन्ता न करें, मैं उस वच्चे को अभी मारकर 
आता हूँ ।” 

इस वात से कस को बडी प्रसन्नता हुई। उसने समभा 
मेरा शत्रु मारा ही गया। श्रोधर की बहुत प्रशसा की भौर 
अत्यधिक सम्मान करके उसे गोकुल के लिये जाने को कहा! 
श्रोबर भी कस से सम्मानित होकर गोकुल मे आया । ब्राह्मणो 
घोर साधुप्रो की तो भोतर बाहर रही रोक टोक है ही नही । 
श्रोधर भीतर चला गया | यशोदा मेया ने उसका वडा धादर 
सत्कार किया। माता ने वृद्ध ब्राह्मण समझकर उससे भोजन 
करने को प्रार्थना की। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने 
भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। चूण्हे पर दूध चढा दिया 
उसमे चावल डाल दिये । फिर श्रोघर घडा लेकर स्वय जमुनाजल 


अन्य भ्रसुरों के उद्धार की कथा २२३ 


भरने चला। यशोदा मेया ने उसे रोककर कहा--“महाराज ! 
इतने दास दासी हैं आप जल भरने क्‍यों जा रहे हैं, मैं चाहे 
जितना जल मँगा द्गी 1 
श्रीधर के मन में तो पाप था, वह बोला- “मेया ! मैं दास 
दासियो के हाथी का लाया यमुना जल नही पीता ।” 
यशोदा मैया बोली-“मैं स्वयं भर के लाऊ, तब तो घुम 
पी सकते हो ?” 
थीषर बोला--“हाँ तुम्हारा लाया तो पो लूंगा ।” यह 
सुनकर अत्यन्त हो प्रसन्नता प्रकट करती हुई मैया बोर्ल'--' तव 
में ही जाती है, आप मेरे बच्चे को देखना ।” 
श्रीधर बोला--“भच्छी बात है, मैं बच्चे को देखता हुँ । तुम 
अच्छी तरह माँजकर गगरी को मर लाना ।” 
माता अत्यन्त ही प्रसन्न होकर सुवर्ण की गगरी लिये हुए 
चल” । रोहिणीणी ने भी एक गगरी उठा ली। दासी दास हंसने 
लगे । माँ का कुछ शरीर स्थूल था वे कनक कलश लिये बड़ी ही 
भली लगती थी, लालजी भ्रनेले रह गये और उनके समीप रह 
गया भ्रसुर प्रकृति का श्रीधर । भगवान्‌ एकांत मे हो तो उद्धार 
करते है। अव श्रीधर ने सोचा--“इस बालक का गला घोट 
द । यह सोचकर वहं भगवान की झोर वढा । भगवान्‌ पलकिया 
में पड़े सो रहे थे, ऊपर से नेत्र बन्द्कर रखे थे, भीतर से सब 
जानते थे उनसे वया छिपा है। श्रीषर ज्यों हो आगे बढ़ा, कि 
यापने अपनी माया शक्ति से हाथ फो बढा दिया; एक पक्का 
मारा श्रीघर चारो फोने चित्त गिर पडा | उसके रहे सहे राय 
दाँत टूट गये । मुख साँप के बिल के समान हो गया। अब कुष्ण 
चुपके से उठे | चूल्हे पर जो खीर बन रही थी। गरमागरम 
उसके मुख मे उड़ेल दी । उसको दाढ़ी मोँख सीर मे सन गयी । ~ 


२२४ भागचती कथा; खण्ड ३७ 


मुंह गरमनारम खोर से जलने लगा। वह भागने का प्रयत्न 
करता था, किन्तु पेर पृथ्वी मे चिपक गये। गम खीर से मुख 
जल रहा था, इधर-उधर छटपटा रहा था, सिर हिला रहा था, 
पोपले मुंह को चला रहा था, उस री ग्रांखे निकली हुईं थी। वाणी 
रुक गयी यी, मनमोहन हँस रहे थे श्रीधर रो रहा था । इतने 
मे ही यशोदा मैया यमुना जल लेकर ग्रा गयी । श्रीधर की ऐसी 
दशा देखकर वे डर गयी! सोचा-'ब्राह्मणा भूखा होगा। 
गर्मागर्मे खोर खा गया होगा ।” अतः वे बार वार पुछती- 
“कहो महाराज क्या हुआ । इतनी शीघ्रता खाने मे क्यो की ?” 

ब्राह्मणो के तो प्राणो पर वोत रही थी, अतः वह कुछ भी न 
बोल सका । वाणी योगमाया के प्रभाव से रुद्ध हो रही थी । मेया 
को भय हुआ कि कही किसी असुर का तो इस पर श्रविश नही 
आ गया उन्हाने तुरन्त नन्दवावा को बुलाया | वे भी कुछ निर्णय 
न कर सके, कि वात क्या है। श्रन्त मे उन्होने यही निणंय 
किया, कुछ भो हो इमे ब्रज की सीमा के वाइर कर याना 
चाहिए । ब्राह्मण रूप मेन जाने कोई भ्सुर हो हो, अपनी 
प्रासुरी लोला दिखा रहा हो। यहो सोचकर उग्होने गोपा को 
आज्ञा दी गोप उसे ब्रज के बाह्र छाड आये। जव वह यमुना 
के किनारे पहुंचा तब सोचने लग्रा-' कस ने मुझे आघा राज 
देने को कहा था, राज मलना तो दूर रहा, प्रपने दांतो 
को भो गंवा आया । यह सोच हा रहा था, कि उसे प्यास 
लगी। वह यमुना जी मे जल पीने को उतरा वहाँ बया देखता 
दै, सुवर्णं फे कछुए पड़े हैं। उसने सोचा-“बह्द कुछ 
नही मला, तो इन कछुप्तो को ही ले चलू यह सोचकर उसन 
ज्यो ही दो कछुओ को उठाया त्यो हो दोनों कछुए उसके 
दोनो हाथो को काटकर ले गये। अब वह दोनों हाधो से विहीन 


अन्य असुरो के उद्धार को कथा RR 


दोकर कंस फ्रे समीप गया, वाणो तो उसकी पहिले ही बन्द हो 
गयी थी, बहु कुछ कह ही नही सका । कंस ने समका यह पायन 
हो गया है । पीछे भगवान, के दर्शन से उसका अन्त!करणा शुद्ध 
हो गया । उसने भगवान, के सुमधुर नामों को उच्चारण करने 
की ज्यों ही इच्छा की त्यों ही उसकी वाणी खुल गयी । भगवान्‌ 
को सेवा पूजा करने की ज्यों ही इच्छा हुई त्यों ही उसके नये 
हाथ निकल आये। तब से वह निरन्तर वाणी से भगवान 
के नामों का उच्चारण और हाथ से भगवद्‌ विग्रह की -सेवा 
मर्चा ही करता रहता था उसका उद्धार हो गया, वह भवत 
वन गया । इसी प्रकार भगवान, ने ठुणावत का भी उदार 
किया । 
शौनक जी ते पुछा--सतजी ! तृणावर्त कोन था, उसे किस 
ने भेजा था भोर वह किस रूप में श्रीकृष्ण के समीप धराया 
था?” 
सतजी ब्रोले--'महायज़ ! तृणावत भी कख का ही सेवक 
था । वह इच्छानुसार सूक्ष्म स्थूल जसा चाहता शरीर बना लेता । 
एक दिन कस ने उससे कहा-- तृणावत ! मैंने ऐसा सुना है 
कि नन्द के ब्रज में मेरा यत्र उत्पन्न हो गया है। मैंने श्रीधर को 
उसे मारने भेजा या, तह न जाने क्‍यों, पागल हो गया, उसको 
वाणी हो इक गयी, वह कुछ बता ही नही सका + ग्रधार्ष मेरा 
शत्र कीन है, इम्रलिए चुम ब्रज में जाओ, मेरे झत्र का पता 
लगाओ, यद्रि सम्भव्र हो, तो एसे उडाकर यहाँ ले आग्नो, या 
वहीं उसे मार अग्रो ?” 
तृणावर्त ने कहा-“महाराज ! झाप कोई चिन्ता न करें । 
आपका शत्र यदि नन्द के ब्रज में है, वह यशोदा के गर्भ से पदा 
दुभा है, तव तो मैं उसे अवश्य ले भाऊँगा। यह कहकर पह 
१+ 


२२६ ८ भागवती कथा, खण्ड ३७ 


मथुरा से चल दिया थोर बवन्डर का रूप बनाकर ब्रज की ओर 
चला । श्रीकृष्ण अकेले बैठे थे, वह उन्हें आकाश मे उड़ा ले 
गया 1! - । 

इस पर शौनक जी ने पूछा--' सूतजी ! भगवान, को दत्य 
केसे उड़ा ले गया *” 

सूतजी बोले--“अजी, महाराज भगवान, को क्या उड़ा ले 
जा सकेता है । भगवान्‌ की हो इच्छा हुई कि, मैं सब गोपियो 
का घर देखू । पैदल तो भ्रभो चल ही नही सकते थे, उसी असुर 
का उड्नखटोला बनाकर उसके ऊपर चढकर आकाश मे उड़ 
गये और वही से सभी गोपियो के घर देखे ।” 

शौनकजी ने कहा--“तव फिर क्या हुआ, उस असुर ने कुछ 
अनिष्ट तो नही किया ?” 

हँसकर सतजी वोले--“महाराज ' जो प्राणी मात्र का इष्ट 
है, उसका अनिष्ट हो ही कंसे सकता है, मैं कृणावतं उद्धार की 
कथा आगे कहुँगा, आप दत्तचित्त होकर श्रवण क्रें । 


छप्पय 
पलनामह* पौड्राइ लालकू माठ फुलावेँ । 
घपथपाइ कदू कहैं हलावें अति सुख पावे ॥ 
लीन्हों करवट रयाम लगे रोवन जग बन्दन | 
दीयो आँचल मातु पियोपय पुनि नेद्नन्दुग ॥ 
, पय पियाइ मुख चूमिके, गोदीमह वैठाइक । 
मातु सिलावति मगन मन, इत्र उत वस्तु दिखाइकं ॥ 


NR, 
s 
UT 


= 


ठणावते की तिकडम और उद्धार 


प ८६३ | 
अहो वतात्यदूभ्रुतमेप रक्षसा, 
बालो निक्षि गमितोऽम्यगात्‌ पुनः । 
हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः 


साधुः समस्वेन भयाद्‌ बिद्युच्यते ॥& 
(श्री भाग० १० म्क० ७ ग्र७ ३१ इलोक )) 
छप्पय 

तृणावत हरि लख्यों देखिके मन मुसकाये। 
अति भारे बनि गये मातु के अङ्ग पिराये ॥ 
भूमि विठाये श्याम माठ सनमहुँ घ्ररावे | 
च्या सुत भारो भयो भेद माता नहि पाव ॥ 

' लगी मातु णह काजमहँ, असुर वषण्डर वनि ययो। 

ले हरिकू नममहं उड्यो, अन्धकार बञअमह भयो ॥ 


ॐ श्री शुकदेवजी कहते हैं--““राजन ! गोष गोपी परस्पर मे कहने 
लगे--'ग्रहो ! यह कसी भ्रदूभुत बात हुई । बालक इस तृणावतं प्रसुर 
के द्वारा मृत्यु को आस होकर भी फिर बचकर रोट आया तथा वह्‌ 
हिसक दुष्ट असुर भी झपने भाप ही मारा गया। बडे लोगो का यह 
कथन सत्य ही है कि हिंसक दुष्ट थपने पाप से स्वय ही मर जाता है 
भोर साघु लोप समत्व के करण स्वय ही भय से बच आते हैं ४ 


रः मागवती कया, खण्ड ३७ 


जो घटना होने वालो होती है, उसकी भूमिका पहिले से हूं 
वंघ जातो है । लक्षणो को देखकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अनुमान कर 
लेते है, कि झव यह घटना घटित होने वालो है । वर्तमान को देख 
कर भविष्य का अनुमान करते हैं, किम्तु जो सर्वज्ञ है, उस्तके लिए 
तो भूत, भविष्य का कोई श्रयं हो नदी । बह्‌ तो ऊचे चढ़ा हुमा 
है, प्रत. भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनो को देखता है । तीनो ही 
उपके लिए एउ-प हैं। हम झपनी भ्चल्प बुद्धि से कहते हैं, ऐसा 
साहसा कयो हो गया? सहमा तो कुछ होता ही नही। समी 
निश्चित रूप से होता हैं। 
श्री सूतभी कहते हूँ--' मुनियो ! एक दिन को बात है, माता 
यशोदा पपने प्राणो से भो प्यारे लाल को प्रेम पूर्वक पालने में 
झुला रहो थी । झोटा देती हुई मल्हार गा रही थी, प्यार स पुव" 
कार रही थी झोर गुन-गुन करके अव्यक्त भाषा मे भपने नन्हें 
से छोना से कुछ कह रहो थी कि उपी समय लालजी ने करवट 
वदली । उनकी नोद खुल गयी । नीद खुलते ही भख भी लग 
गयी । रोने लगे । माता ने तुरन्त लालजी को उठाया । उनके 
स्तनो में दूप भर रहा था! बच्चे को सुस्थिर होकर दूध पिलाया। 
दूध पिलाकर मैया लालजी को खिलाने लगी । वे पेड को दिखाती 
झर कहृतो--' लल्ला 1 देखो, फंसा पेड़ है । भगवान्‌ उस श्रोर 
देखते ।' फिर माँ कइती "कौसा आयो कौपा घ्रायो । रोटो पको 
माखन खायो | वजमारे के पद्ध उतारू, लाला ढिंग झाव ता 
मारू ।” माता इस प्रकार खेल कर रही थी, कि उसी समय थु 
रूप से ठृणावर्त असुर वहाँ आ पहुँचा । श्रीहार तो सर्वद्र हैं, 
वेतो सब कुछ देख सकते है । उन्हाने उस असुर को देख लिया, 
वे यह भी जान गये, रि यह मुझे पराकाश मे उडा ले जाना चाहता 
है। वह कया चादता है, इन्द्ोने ही मानो उसे प्रेरित करके भावः 


ठृण[वर्त की तिकडम प्रोर उद्धार २२६ 


मयी गोपियो के घरा फो देखते को बुलाया हो | म्रागे प्रब इन्हें 
चोरी करना है । चोरी करने के पूर्व यह देख लेना जान लेता 
आवश्यक है, कि कोननपी वस्तु कहाँ रहखी है । इसीलिए व ऊपर 
उडकर सब कुछ देखना चाहते थे, किन्तु दुष्ट आया असमय मे, 
माता तो मुझे गोद मे लिये बेठी हूँ । मुझे इसका उद्धार करना है ॥ 
यदि यह मुझे माता महित उडा गया, तो मेरी माता बडो भोली 
सरल हृदय को है, आकाश मे उडते ही डर जायगो । फिर मैने 
यदि अधिक बोझ बढा दिया, या मेरी मोटो मया को यह अ्रसुर 
न सम्हाल सका, तो मेरो मेथा तो चकनाचुर हो जायगी फिर 
मुझे दूर पिलाकर वडा कौत करेगा ' एक यह भी वात है, कि 
मुझे इसे मारना है, मैया के सामने इसका गला घोटा तो वह डर 
जायगी । सोचेगी यह मेरा छोरा नही इसके शरीर मे कोई भूत, 
पिशाच था राक्षस है, तव वह पूतना की मृत्यु का भी रहस्य 
समझ जायगी । फिर इतना वात्मल्य स्येह कहाँ मिलेगा | ऐश्वयं 
का जहाँ व्यवघात पडा, $ फिर विशुद्ध वात्सल्य रहना नही । 
माँ तो गोदी मे से उतारना ही नही चाहती, में उससे कह नही 
सकता । महीमे भर क चालक वाते करने लगे तो सच उमसे 
डर जायंगे । बिना गोद मे से उतरे लीला बनेगी नही यही सब 
सोच सक कर भगवान्‌ सकट मे पड गये । उस समय सिद्धियो 
ने उनको सहाभता की ) सिद्धियो ने अपना अहो अण्ण समझ 
कि इम परम सरस माधुर्य की लीला में भी लालजी को हमारी 
आवश्यकता प्रतीत हुई । हम भी उनको लीला में कुछ काम श्रा 
सकेंगी । यह सोचकर गरिमा सिद्धि ने अपना प्रभाव दिखाया । 
सासजी का वही श्रोधङ्ग ग्रक्स्मात्‌ माता को पवत शिखर के 
समान भारी प्रतीत होते लगा । वे उन्दे'झब श्रधिक देर तक 
गोदी मे लेने मे श्रप्षमर्थ ही गयो । उनके अग दुखने लगे तुरम्त॑ 


२३० भागवतो क्था, खण्ड ३७ 


उन्होंने लालजी को गोदी मे से उतारकर पृथ्वी पर कर दिया। 
उनके उदर मे ग्रसख्यो ब्रह्माएड बास करते हैं, उनके भार को 
माता उन्हो की इच्छा स उठा सकती है, जब उनकी इच्छा न हो, 
तो जगत्‌ के भार को उठाने मे भोली भाली माँ समथ केसे हो 
सकती हैं । श्रीकृष्ण को तो झाज अ्रद्मुन कीडा” करनी थी, अतः 
माता उनके भार को वहन करने मे समथ न हो सबी। उन्हें 
अत्यन्त ही विस्मय हुआ और लज्जा भी प्रायी, कि पुत्र बोक से 
जिस माता का अंक दुखने लगे उत्त माता को धिक्कार है।इस 
प्रकार की बातें सोचती-सोचती माँ घर के भोतर चली गयी घोर 
घरके किसी दूसरे कार्थ मे लग गयी 1” 

इस पर शोनकगी ने पूछा--“सूतजी ! हमे तो माता के 
वारसल्य प्रेम मे कुछ न्यूनता-सी प्रतीत होती है, जब उनके सव 
प्रकार से लाल्य श्रीकृष्ण ही थे, तो वे और ससारी कामो मे 
कयो लग जाती थी । शट भजन के प्रसङ्ग मे भो वे लालजी को 
छकडे के नीचे सुलाकर नाचने गाने आर श्रन्य लौकिक कामो मे 
लग गयी, अव भी लालजी को पृथ्वो पर बिठाकर गृहस्थी 
दूसरे कामो मे जुट गयी तो फिर ग्रनन्यता कहाँ रही । विशुद्ध 
वात्सल्य रस कहाँ रहा ?” 

इस पर सूतजी ने कहा--' महाराज ! इस विषय पर श्राप 
गम्भीरता से विचार करें । शकट-मजन के प्रसञ्ध को ही लिजिए। 
लालजी को उनकी गोदो मे नीद भा गयी, मब उन्हे सुनाना, 
सुख देना यह तो माँ का प्रथम कतव्य था। गोदी पे लिये-लिये नं 
तो लालजो को भनी माति नीद ही आती, न उस हूदेश्ला 
सुख ही मिलता। इसलिए एकान्त मे उसके सुख के लिए 
उन्हें सुला दिया सुलाकर उनके ही पास बेठी रहती, तो. सहो 
गोपिकाएँ जो लालजी को भाशीर्वाद देने उनकी मङ्गल कामना 


तृणावतं की तिकडम भोर उद्धार २३१ 


करने उनके जन्म नक्षत्रोत्सव मे सम्मिलित होने आयी हैं, उनके 
पास न जातो, तो वे सव सोचतो -- “हम तो कितने उल्लास घ्रोय 
उत्पाह मे भायी हैं, नंदरानी हमसे बात तक नही करती | लाला को 
हो लिए बेठी हैं, मानो इत्तके हो नया अनोखा लाला हुप्रा है। 
इपो प्रकार ग्रनादर का अनुभव करके वे बच्चे को भ्राशीर्वाद न 
देंगी, मेरे बच्चे का झनिष्टन हो इसी के लिए वे शरीर से 
झाकर गोपियो के बाच रद्ध मे सम्मिलित हुई, वे ग्राम्यगीत 
नही थे, सासरिक विषयभोग के लिए राग रङ्ग नही था, 
श्रीकृष्ण को ही निमित मानकर उनके हो श्रभ्युऱय के निमित्त 
उत्व था । इसमे तो वात्सल्य भ्रौर निखरता है, इससे भनन्यता 
नष्ट नही होती, किन्तु प्रौर भधिक बढो हुई प्रतीत होती है । 
जब भो माता लालजी को बिठाकर बर्मान्तर मे लगी, वे कमे 
किसी अन्य के निमित नही थे, दूध गर्म करके नारायण का भोग 
लगेगा, उसका प्रसाद लालजी को दू'गो, मे भी प्रसाद पाऊगो, 
मेरे स्तन मे दूध बढेगा, लालजी का पेट भरेगी। सब उन्ही के 
निमित्त तो व्यापार थे ।”! 
शोनक्रजी ने कहा--“हाँ, सूतजी ! झप सत्य कहत हैं। माता 
जो के तो कायिक वाचिक तथा मानसिक सभो कर्म श्रीकृष्ण 
्रीत्यथं हो होते थे । हाँ, तो उस उणावते का क्या हुंम्रा, उ 
प्रसङ्ग को सुनायिए )' , 
शूतजी बोले-- 'हाँ तो महाराज ! वह्‌ कंस का सेवक तृणावर्ते 
घात मे वेंठा था, उसमे ववणडर का रूप रख लिया गमियो मे 
जो दिन में भाँवो की भाँति भभूडा आता है, जिसे बच्चे भूत कहते 
हैं, वसा वह बन गया। श्रोकृष्ण चन्द्र बेठे थे उन्हे उठाकर घाकास 
में ले गया भोर ऐसी प्रांघी चलायो, कि ब्रज के बहुत से वृक्ष टूट 
कर गिर यमे, छप्पर उड गये, सम्पूणे ब्रजमण्डल धूलिसे 


२३२ भागवती कथा, खणड ३७ 


ग्राच्डादित हो गया। घरों में घुलि भर गयी सभी ने भ्रपने- 
अपने नेत्र बन्द कर लिये, मुख मे, कानो में, बालों मे तथा सम्पूण 
वस्न भौर शरीरो मे घूलि भर गयी । आँधी का साँय-साँय शब्द 
दशो दिशाष्रो मे भरं गया । गोप, गोपी तथा गौएँ इस भयकर 
ांधी, तूफान भौर ववण्डर से भयभीत हो गयी । एक मुहते 
पयन्त सम्पूणं ब्रज मे सर्वत्र घुलि छायो रहो भौर घोर प्रत्धकार 
व्याप्त रहा, किन्तु माता को चेन कहाँ ? इस भ्राँधी तुफान मे भी 
वे दौडकर बाहर घायी। देखा वहाँ लालजी नहीं हैं वे बड़ी 
घवडायी | फिर धर मे गयी फिर बाहर सायी । इधर जाये उधर 
जायं वे कुछ निर्णय ही न कर सकी । दासियाँ तथा ग्रन्थ गौपियाँ 
तो आंखें बन्द किय खडी थी। उस बवण्डर बने वृणावर्त की 
उडायी छूलि बालू से गोपी गोष ऐसे उद्विग्न हो रहे थे, कि उन्हें 
अपने ओर पराये का कुछ भी ध्यान नही था । वे उत त दण वायु. 
और भयकर धरनि वर्षा के कारण आत्म विस्मृत बने खडे थे | 
माता का हृदय धक्‌-धक्‌ कर रहा था, वे ्नि६ट की ग्राराकां 
से अत्यन्त हो भयभीत हो रही थी, पगली की भाँति सिर खोले 
इघर से उधर दोड रही थी। कोई उन्हे देख नहो रहा था गन्तु 
वे धपने बच्चे को हाथों मे टटोल रहो थी। बार बार कह रही 
थीं। मैं भ्रभी तो इसे यहाँ बिठाकर गयी थी, कढी चला गया, 
कही उड तो नही गया, उडने की याद प्राते ही उनका शोक से 
हृदय भेर आया झाँखें अपने झाप बहने लगी, पुत्र का पता ने 
पाने से वे अत्यन्त ही विह्वल हुईं। शोऊ मे लाल ती मनमोहनी 
मूर्ति को याद करके वे ढाह मारकर रुदन करने लगीं । जेंसे किस! 
हॉल की व्याई गौ का बउडा उममें पृषक्‌ हो जाय भोर वह जिस 
प्रेकार व्याकुलं हीकर तड फडाती है, उससे भी प्रधिक मेया यशीदा 
तेडफड़ाने लंगी, वे रोते-रोने प्रचेत होकर पृथ्वी परे गिर गयी, 


तृणावतं की तिकड़म औय उद्धार २३३ 


किमी ने उनका करुश ऋन्‍्दन सुना तक नटी । 

जब कुछ काल के झनन्तर बवण्डर शान्त हुग्रा, धूलि कुछ 
कुछ कम हुई, तब अन्य गोपियो ने नंदरानी के करुणक्रन्दन की 
मर्मान्तिक ध्वनि सुनो । उसे सुनकर तुरंत वहाँ बहुत-पी गोपियाँ 
आ गयी । यशोदाजी के अअक में तथा इधर-उघर लालजी कोन 
देखकर वे सव मन हो मन अत्यन्त दु.ख सन्ताप करती हुई मंया 
के स्वर में स्वर मिलाकर ग्राँखो स अथुओं की धारा बहाकर 
उच्च £२ से रुदन करने लगी । गोपिया के रुदन को श्रवण 
करके चोपालों से गोप भी दोड़े आये । वे सब भो श्रीकृष्ण को 
न देखकर अत्यन्त दुखी हुए । 

इधर तृणावतें श्रीकृष्ण को उठा ले गया । पहिले तो भगवानु 
उसके साथ मे धूमे । छान छप्पर तो सब गिर ही गये थे, सब 
देख आये, कोन गोपी कहाँ दघि रखती है, कहाँ मकलन रखा 
जाता है कहाँ किसके यहाँ £'तने छीके लटक रहे हैं। लालजी 
को श्राकाश मे उडने मे बड़ा आनन्द म्रा रहा था, भोले बालक 
ही जो ठहरे। बच्चों को चड्डी खाने मे बढ़ा यख मिलता है, 
भगवान्‌ की तो इच्छा थी झर चकर लगाव किन्तु माता के 
करुणक्रम्दन को सुनकर उनका नवनोत फे सदुश हृदय पिघलने 
लगा । यह भो कपा आनन्द: जिससे दूसरो -को कष्ट हो। मेरे 
लिए व्रजवासी प्रत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं। यही सव सोचकर 
लालजी ने ऊपर ही अपना भार बढ़ाया । अब तो असुर उन्हें 
दोने में असमर्थ हो गया।। उड्नखदोले की नसे ढीली पड़ गयीं । 
अब श्रीकृष्ण को मारमा तो दूर रहा, स्वयं ध्रपने प्राण बचाने 
भारी हो गये। उसने सोचा'--'भाड़ मे जायें, कस भ्रोर चूल्हे भी 
जाय उसकी मृत्यु, अपने प्राण वच जायें, यहो बहुत है। प्राण 
बचे लाखों * पाये, बुद्ध वावू सकुशल घर आये ।” वह श्रोकृष्ण 


२३४ भागवती कथा, खएड ३७ ' 


को छोड़ना चाहता था, किन्तु कृष्ण उसे कंसे छोड़ते। ये तो 
पकडकर छोडना जानते ही नहीं। भूल से भी जो इन्हें पकड़ 
लेता है। उसके ये गले में लिपट जाते हैं, कसकर पकड़ लेते हैं। 
जाड़े के दिनों में गङ्गाजी में जोवित रीछ बहा जाता था, किसी 
साधु ने भ्रमवश कम्बल समझक्रर दौड़कर , उमे पकड़ लिया। 
उसने भी साधु को अपने पंजो से पकड़ लिया । अब साधु बाबा 
कम्बल को तो भूल गये, प्राण बचाने का प्रयत्म करने लगे! 
किसी ने कहा--“कम्बल को छोड दो । ”वे बोले-' मैं तो बहुत 
छोडना चाहता हुँ, कम्वल हो मुझे नही छोड़ता ।” यही दशा 
दृणावत की हुई । वह श्याम को छोड़ना चाहता था, श्याम उमके 
कण्ठ को कसकर पकड़े हुए थे । वह बड़े असमजस में पड़ा, कि 
यह विचित्र बालक है । उसने पूरो शक्ति लगायी, किन्तु शक्तिमान्‌ 
के सम्मुख उसकी शक्ति क्या काम कर सकती थी । उसका गला 
घुटने लगा । हुच्च-हुच्च करके हिच कियाँ लेने लगा । श्रांखे निकल 
आयी और स्वाँस वन्द होने से वह निश्चेष्ट हो गया । उसकी 
बाणी बन्द हो गयी । प्राणहीन होने से वह विचित्र बालक को 
लिये हुए, धडाम से एक बडी भारी शिला पर गिर गया। 
गिरते ही उसका चकऊनाचूर हो गया । लालजी उसे लिये हुए 
चहो गिरे जहां गोपियाँ विलाप कर रही थी, रोते-रोते मंया को 
सान्त्वना दे रही थी 1 जेसे आकाश मे उड़ता" हुआ कोई पहाड़ 
गिरा हो, अथवा शिवजो के वाणो से विद्ध होकर त्रिपुर का काई 
पुर गिरा हो, अथवा कोई बडा विमान' भ्राहार चुक जाने से 
गिर गया हो अथवा इन्द्र का वज्र भूल से गिर पड़ा हो, उसी 
प्रकार वह प्रसुर लालजो को लिये हुए पत्थर की परया एर 
गिरा । उस पर गिरते ही उसके .समस्त अङ्ग खण्ड-खण्ड हो 
गये । गोपियों मे अत्यन्त विस्मय के साथ देखा लालजी उसके 


तृणावर्त की तिकडम श्रोर उद्धार २३५ 


ऊपर पडे हँस रहे हैं सौर अपने दोनो हथो को पटक रहे हैं । 

लालजी को देखते हो गोपियाँ दौड, पडी वे न राक्षस से डरी 
ओर न उन्होने उसके विकराल मुख की झोर ध्यान दिया वे एक 
साथ झपटकर श्रीकृष्ण को उठा लायी और लाकर माता की 
गोद मे उन्हे लिटा दिया । अपने प्यारे पुत्र का सुखद स्पर्श पाकर 
माता को चेत हुआ । पुत्र के हंसते हुए मुख को देखकर माता के 
रोम-रोम खिल उठे । गोपी तथा गोषो के हय का ठिझाना नही 
रहा। वे प्रापस मे कहते लगे--' देखो, कसे ग्राश्वर्य की बात है, 
चच्चे के तनिक भी चोट नहो प्रायी । प्रतीत होता है, यह प्रसुर 
ही लाला को उठा ले गया था ।' 

इस पर दूसरे ने कहा--'यही दुष्ट ने गया था। ले गया तो 
उसका फल भी इसमे पा लिया । बडे लोग कहते हैं जो दूमरो के 
लिए खाई खोदता है, उसके लिए पहिले से ही कुश्राँ तेपार रहता 
है 1 एक पुरानी कहावत है कि पापो झपने पाप से स्वय मर जाता 
है, साधु भपनी समता के कारण स्वत मय से छूट जाता है ।” 

कोई कहता--' ये इतने राक्षस भव ब्रज मे घा कहाँ से गये । 
झौर किसी बालक पर प्रहार तो करत नहो, लाला के हो ऊपर 
सब चोट करते हैं, बात क्या है ।” 

इस पर दूसरा कहता-- ये सब मरने वाले हैं, ऐसा लपता 
है, हमारे लाला के हाथ मे कोई छूमन्तर है, जिस राक्षस को यह 
छू देता है वही मरकर झरने श्राप गिर पडता है ।” 

सूतजी कहते हँ--' मुनियो। लालजी को सकुशल देखकर 
भासो मे घासू भर कर नन्दी कहने लगे--''हमने पूर्वजन्म मे 
ऐसा कोन-सा तप किया है, भयवा बिष्णु भगवान्‌ का विधि पुर्वक 
पूजन किया है, वा इष्टपूर्नादि रमे, दान, दया या दूसरे सत्कर्म 
किये हें, जिनके फन स्वरूप सो माग्यवश भपने स्वजनो को प्रानदित 


२३६ भागवतो कथा; खण्ड ३७ । 


करते के लिए मृत्यु के मुख मे गया हुधा हमारा लाला सकुशल 
लौट आया है ।” इस प्ररार अनेक प्रकार से अपन भाग्य की प्रशसा 
करते हुए वे वसुदेवजी को बात का वारवार समर्थन करने लगे 
शोर उन्हे योगो, सिद्ध श्रथवा ऋषि बताने लगे । इसके प्रनन्तर 
जो माता को भपना श्रद्मुत ऐशवय लालजी ने दिखाया, उमकी 
कथा मैं आगे कहूँगा | प्राप सावधान हो जायं १” 


छप्पय 
सैर सपट्टो करत असुर सग नममहेँ डोलत । 
इत गोपी अर पोप विरहसहाँ सव मिल रोवत ॥ 
हरि सब देखे दुखी असुर को गरो दबायो। 
पटियाप ले गिरे ताहि परलोक पठायो ॥ 
निरखि लालकू कुराल सव, मुदित माठ गोदी घरे। 
वालङप्ण अद्भुत चरित, यो बजमह बहुतक करे ॥ 





८. घ्‌ € 
माता को विश्वरूप दशेन 

[ 5३४ ] 
एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । 
प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता ॥ 
पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । 
घुं लालयती राजञ्जम्भृतो दशे इदम्‌ ॥& 

(क्री मा० १० स्क० ७ झ० ३४, ३५ श्लो०) 

छप्पय 
एक दिवस ले अङ्क लालू मातु सिलावे। 
मातृ-नेहमहे झरत मधुर पय मुदित पिचावे॥ 
निरखि मद मुसकान मातु मनमोहिँ तिहाई । 
जमुहाई हरि लई मातु तब चुटक्ि बजाई ॥ 


मुखमहँँ माता ने खसे, रवि, शशि, सागर, द्वीप, वन । 
अनिल, अनल, जल, नभ, अवनि सरिता, पवत, जीव-यन ॥ 





छ श्री शुरुदेव जी कहते हँ--“राजन ! एक दिन की वात है मंया 
यशोदा ने लालजी को गोद मे लिया 1 मातृ-स्तेह के कारण उनके स्तनो 
से दूब झर रहा था। उमे पत्यन्त स्नेह पूर्वक माता ने पान कराया । 
उनके दूध पीन पर माता उनके मन्द मुस्कान युक्त मनोहर मुख का 
चुम्बन कर रही थीं उसी समय शिशु श्याम को जमुद्राई पायी, मावा ने 
उनके मुख म इस सम्पूर्ण विशव को देखा ।” 


२३८ भागवती कथा, खण्ड ३७ 


शास्त्रकारो ने इस वात पर वार-वार बल दिया है, कि परम 
पुरुष प्रभु मक्त के वश में हैं। भक्त उन्हे जसा नाच नचाते हैं, 
वसा ही नाच बे नाचते हैं । भक्त यदि उन्हे पुत्र बनाकर दुग्ध 
पिलाना चाहते हैं, मुख चुमना चाहते हैं, तो वे नन्हें-से शिशु 
बनकर भपने राप दोनो हाथो से वोवो को पकड़कर चुसुर- 
चुसुर करके दूध पीने लगते हैं । मुख चूमने को भपने प्राप 
श्रपने मुख को उनके मुख पर रख देते हैं। भक्त उन्हे मित्र सखा 
बनाना चाहते, हैं तो वे उनके गलों में भ्रपने बहियाँ डालकर 
प्रेम से खेलते हैं उनके घोड़े बनते है । भक्त उन्हे 'पति बनाना 
चाहते हैं, तो वे मूर्तिमान रस वनकर उनके मुखावरण को 
हटाते है और सरसता में उन्हे न्हिला देते है। भक्त यदि दास 
बनकर उनकी सेवा में सलग्न रहना चाहते है, तो उन्हे सेवा का 
सुझ्मवसर देकर उनकी सेवाम्रों को स्वीकार करते हैं। भगवानु 
भक्त के प्रधोम है, भक्तो के हाथ वे बिक जाते, है । यह उनकी 
भक्त-वत्सलता है 1 

सुतजी कहते हैं--'मुनियो ! एक दिन मेया यशोदा लालजी 
को गोदी मे लिये हुए खिला रही थीं, माता के हुप का ठिकाना 
नही था उनका वात्सल्य स्नेह पूणिमा के सागर के समान 
उमड़ रहा था । उनके बड़े बड़े स्तनो से-भपने भप दुग्ध फर 
रहा था। पुत्र के मुख की मद-मद मुसकान तथा मन मोहिनी 
माधुरी का पान करते-करते माता धघाती ही नही थी, कभी उन 
काले-काले घुघराले वालों मे ग्रपनी कोमल-कोमल उंगलियाँ 
डालकर उन्हे सुलकाती, कभी गुलगुली करके उन्हे हँसाती, कभी 
ऊपर उछालतो, कभी किच किचाय के छातो से चिपटा 
लेती । कभी बार-बार मुख चूम-चुमकर उनके छोटे-ठोटे नन्हे 
नन्हे गालों को लाल वना देती। कमी दोनो हाथो मे वेर 


माता को विश्वरूप दर्शन २३६ 


हिलने लगतो । भगवान्‌ भो बड़े मग्न हो रहे थे। भाज उन्हे 
याद प्रायो, कि अखिल ब्रह्माड मेरे पेट मे है, माता मुझे नन्दा 
सा शिशु हो समझती है, इसे कुछ चमत्कार भा तो दिखाना 
चाहिए । उसी समय वालकुष्ण को जमुहाई आ गयो । जमुहाई 
आ क्या गई उन्होने उसे बुला लिया । माता ने देखा मिरे बच्चे 
को जमुई जा गई । यह जमुहाई राड एक राक्षसी है, जव यह 
आवे तव चुटफ़ो बजा देनो चाहिये । चुटकी को धुनि सुनकर 
यह तुरन्त भाग जाती है, जो जमुहाई झाने पर चुटको नही 
बजात उनके ऊपर यह राक्षसो चढ जातो है। अतः अपने 
स्वजनो को बस्तु बान्धवो को, गुएओ तया राजा को जमुहाई 
आवे तिव उनके हितेवियो को चुटको वजा देती चाहिये । बच्चो 
को जमुहाई आवे तो माताओ को अवश्य चुटकी बजानी 
चाहिमे । इसलिये यशोदा मेया ने लालजी को देखकर चुटकी 
वजायी । अब तो श्यामस रहा नही गया, क्रीडा प्रिय ही जो 
ठहरे, उन्होने सोचा-- माता को दिखाऊ तो सही, मेरे पेट मे 
यह सम्पूण विश्व भरा है, सव को रक्षा तो मेरे द्वार! होती है 
मेरा श्रविष्ट कोन कर सकता है” उनका कुछ अभिप्राय माता 
को ऐश्वर्य दिखाना नहो था, एक विनोद सूझा कि परम वात्स- 
ल्यमयी माता पर इस विश्व रूप दशन का क्या प्रभाव पडता 
हे, इसके वात्सल्य मे कुछ न्यूनता तो नही भाती। इसलिये वे 
मुख फाडे हो रहे। माता ने भगवान्‌ के खुले हुए मुख मे देखा, 
उसमे अनन्त आकाश है, अन्तरिक्ष है, असख्यो ज्योमण्डल है, 
दिशाएँ हैं अगणित सूय, चन्द्र द्वीप, पर्वत, नद, मदी, वन, 
अग्नि, वायु, पृथ्वी तथा असयो "स्थावर जगम प्राणी सुखपुवक 
निवास कर रहे है । अकस्मात्‌ अपन पुत्र के मुख मे ऐसो अलाइ 
वलाद्र देखकर माता डर गयी, उसे भूत प्रेत का भय हुप्रा । 


२४० भागवती क्रया, खरड ३७ 

ररे लाला के मुख मे यह क्या वा जो गर का-सा तमाशा दोख रहा 
है। कोमलाज्ी माता भय के कारण थर-धर काँपने लगी, 
व्रगी के समान उनके भोले-भ्राले नेत्र भय के कारणा स्वत. हो 





यन्द हो गये । भक्तवत्सल भगवान्‌ अपनी मात्रा को इस प्रकार 
भयभीत देखकर हस पड़े । इन्होने मुख बन्द किया। पुनः 
जमुहाई ली । माता ने चुटकी बजायो, भक्तवत्सल भगवान 
छाती से लिपट गये ओर पुन. दूध पोने को रोने उमे । माझि न॑ 


माता को विश्वरूप दर्शन २४३ 


दूध पिलाया, बह्‌ उस बात को भूल गयी भौर फिर अपने लाळ 
का मुख चूमकर प्यार करने जगी । भगवानु को भक्तवत्सल 
हैं य्रपने भक्तो के-आश्रितो के लिये व सब कुछ कर सकते हैं । 
मक्तो का मन रखने के लिए ही वे क्रीडा करते हैं। भीष्म 
पितामहु को रथ का पहिया लेकर मारने दौड़े। अजुन तो 
उनको कृतञ्चता के भार से दव गया, कि भावान्‌ मेरे लिये 
अपनी अस्त ग्रहणा न करने की प्रतिज्ञा को भद्ध कर रहे हैं 
किन्छु वास्तविक बात यह थो, वे भीष्म को प्रतिज्ञा को पूरी 
करते;को यह नाव्य दिखा रहे थे । भगवान्‌ की भक्त वत्सलता पर 
ओर जमुहाई के ऊपर चुटकी बजाने पर मुझे एक दृष्टान्त याद 
आ गया, मुनियों ! आपको आज्ञा हो तो उसे सुना दू, कि भय~ 
चान्‌ अपने भक्तो को उनकी इच्छानुसार सेवा का सूयोग किस 
प्रकार प्रदान करते हैं ।*' 

शोनक जी ने कहा--हाँ; सूतजी ! दृष्टान्त अवश्य सुना- 
इणे । दृष्टान्त से विषय स्पष्ट हो जाता हे ओर दृष्टान्त छोटे 
बडे स्त्री पुरुप सभी को याद हो जाता है विषम भलो-भाँति 
समझ मे मा जाता है।'” 

सूतजी बोले--“अच्छा सुनिए महाराज! यह वेतायुग की 
कथा है, जव अवध कुलमण्डल मथिली जीवनधन भक्तवतसल 
भगवान्‌ रावण को मारकर नवधपुरी मे राज्य कर रहे थे। 
राज्याभिषेक होने के अनन्तर सुग्रीव विभीषण श्रगद नील 
नल तथा भ्रन्यान्य रीछ वानर आदि को भगवाबु ने विदा कर 
दिया था । केवळ हुनुमानु जी सेवा क लिये रह गये थे । अब न 
तो पृथ्वी पर कोई शत्रु हो शेष रहा था, न राक्षसो का ही 
उपद्रव था 1 पहिले तो हमुमान्‌ जी मार घाड मे लग रहते थे, 


अब तो उन पर एकमात्र भगवान्‌ की सेवा ही शेप रह गयी थो, 
१६ 


२४२ भागवती कथा, खएड ३७ 


उनका अमित्त पराक्रम था। अदभुत सामथ्यं थी, भगवान के 
सकेत को समझकर मन से मी अधिक वेग से जाते, काम कर 
लाते और निरन्तर सेवा में जुटे रहते । भरतजी, लक्ष्मणजो॥ 
शजुष्त जो यहाँ तक कि महारानी जानकी जी के लिये भी कोई 
सेवा शेष न रहती, फिर अन्य सेवकों की तो बात ही बया । 
सेवकों की सम्पूर्णा सेवा पर कोई अधिकार कर लेता है, 
तो उन्हे उस सेवक क प्रति डाह होने लगता हे, स्वामी का भी 
पक्षपात हो ही जाता है ऐसे सेवक के प्रति । इस बात से रामा” 
नुजों को श्रीजानकीजी को बडी चिंता हुई । इन सवते मिलकर 
एकान्त मे गोष्ठी को । 
लष्ष्मणजी ने कहा-- देखो, वन मे सब सेवा मैं ही करता 
था, अब इस बन्दर ने सब सेवा पर स्वय हो ग्रधिकार कर लिया 
है । इसे किसी तरह सेवा से हटाना चाहिए ।” 
भरतजी तो बड़े सरल ठहरे, वे तो कभी भगवानु की ओर 
आँख उठाकर मी नहो देखते थे, वे करिसी का विरोध करवा 
जानते ही नही थे। उन्होने कहा--“देखो, भाई किसी के 
सिद्धान्त का प्रत्यक्ष खंडन न करना चाहिए। अपने पक्ष की 
मडन करना उस पर विश्वास के सहित भाचरश करना-यहीं 
पर पक्ष का खडन है। तुम हनुमानजी को सेवा से पृथक्‌ मत 
करो । स्वय सब सेवा सम्हार लो, भगवान्‌ से स्वीकृति ले ला। 
जब तुम सेवा करने लगोगे, तब हनुमान्‌जो अपने आप सेवा से 
रहित हो जाएंगे ।” 
इस सम्मति को सवने स्वीकार कर छलिया । अरुणोदय से 
ग्रश्शोदय पर्यन्त जितनी भी छोटी से छीटी सेवा थी, सबने 
बाँट ली। प्रातः उठकर कोन खड़ाऊ रखेगा, कौन जल देगा” 
कौन उठामेगा। कोन शौच को जल देगा, कीत मिट्टी लावेगार 


माता को विश्वकप दर्शन २४३ 


कौन पात्र को मलेगा, कौन दतघावन लावेगा, कोन उबटन 
अगराग लावेगा, कोन स्नान करावेगा स्मान कराना, आसन 
बिछाना भोजन कराना सवारी लाना, पान, इलायची छत्र, 
चंद्र आदि श्रादि जितनी सेवाएं थी, सबने बाटली । बहुत सोच 
सोचकर छोटी से छोटी सेवा लिखली, हनुमानजी के लिए एक भी 
नही छोडी । लिखकर लक्ष्मणाजी ने कहा- इस पर भगवान्‌ की 
स्वीकृति श्रौर मिल जानी चाहिए ।” 

भरतजी ने कहा - “भगवान्‌ के सम्मुख इसे उपस्थित कौन 
करे, मेरा तो साहस होता नही | में तो कसी उनके सम्मुख 
बोलता भी नही । मैंने ऐसी सेवाएं ली हें, जिनमे उनके सम्मुख 
न होना पडे।” 

इस पर लक्ष्मणजी ने कहा-' भगवान्‌ के सम्मुख तो में भी 
इसे नही ले जा सकता ।” 

भगवती जनकनन्दिनी ते कहा--“तुम सब चिन्ता थयो करते 
हो, भगवान्‌ के सम्मुख मे उपस्ति करूंगी । उपस्थित ही नहीं 
करूंगो इसे स्वीकार भी करालूंगी।! सव ने प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए कहा--“बहुत भच्छी बात है मात्ताजी आप काही 
तो हम सबको सहारा है। आपकी बात को तो भगवान्‌ टाल 
नही सकते |” 

सभा समाप्त हुई । जव राजसभा लगी, तब माताजी ने चिट्ठा 
भगवान्‌ के सम्मुख रखा । भगवान्‌ ने हँसते हुए पुछा 'यह 
बया है?” 

माताजी ने कहु हभ लोगो फो सेवा का समय ही नही 
मिलता, इसलिए सबने श्ररमो झपनी सेवा बाँट ली है केवल 
झापकी स्वीकृति को देरी हें।” वः 
अगवानु ने सबकी सेवा पढी । वे तो घट-घट को जानने वाले हैं । 


२४४ भागवती कथा, खण्ड ३७ 


समझ गये, कि ये सव लोग हनुमानुजो को सेवा से वब्चित करना 
चाहते हैँ। सीधे न न कहकर घुमा फिराकर कह रहे हैं द्राविण 
प्राणायाम कर रह है | किन्तु मना भी केम करते ये भी तो सव 
मऊहे, भाधित है।झाधिता के मन को दुखाना तो दयालु 
दीनबन्धु जानत ही नही । बिना कुछ आपत्ति किये भगवान्‌ न 
अपना राजमुहर लगादा, हस्ताक्षर कर दिये, स्वोकृति दे दो | 
सबको बडी प्रमन्नता हुई । 

निश्चय यह हुझा, कातिक शुक्ला प्रतिपदा नव सवतृध्तरसे 
यह सदा के लिए लगेगी, चदुर्देशा ओर अमावस्या को सव अपनी 
अपनी सेवाएँ समझ लें। त्रयोदशो को स्वीकृति हुई। चतुदशी 
को हनुमानजी का जन्म दिवस था, वे वडे उत्साह से भगवानु 
की सेवा को भ्राये। उन्होंन खडाऊं उठाये। सीताजी ने कह 
दिया-- देखो, हनुमान्‌ खडाउग्रो मे हाथ मत लगाना यह तो 
मेरो सेवा है ।” हनुमानजी माताजी की प्राज्ञा को कसे टानते चुप 
हो गये, छत्र उठान लगे, भरतजा ने कहा-- यह मेरा सवा है ।” 
चँवर उठाने लगे लक्ष्मणजी बोले--“यह मेरी सवा है।” 
हनुमानजी आज चकित रह गये, कि सब सवाएँ इन्होने ही बाँट 
सा । वे वोले-' भाई, मेरी कोनसी सेवा है ।” 

हेत हुए लक्ष्मणजी बोले--“हम लोगो से जो बच जाय, 
वह तुम्हारी सेवा है ।”' 

हनुमाचुजी ने कहा--“दिखाग्रो, मुझे सव सेवाधो की 
सूची ।” 
तुरन्त लक्ष्मणजी ने सूची दिखायो । हनुमानुजी ने कई बार 
उसे आदि से भन्त तक पढा, उसम कोई सेवा शेप ही नही थी । 
वे वोले-'इसमे मेरी तो कोई सेवा है ही नही ।'' 
सीताजो ने हँखकय कहा--“मंया+' तु उस समय उपस्थित 


रे 


मावा को विश्वरूप दर्शन २४५ 


ही नहो था । अब तो सवङो सेवाएँ स्वीइृत भी हो गयी, महा- 
राज की मुहर भो लग गयो । अब तुझे कोई सेवा दिखाई दे तू 
भो लेले 1" 
हनुमानुजो तो ज्ञानियो मे अग्रगण्य हैं। सोचकर बोले-- 
“पभच्छा, भगवान्‌ को जब जमुहाई प्रावेगो, तब चुटकी बजाने 
की सेवा किस ही है 1!” 
यह्‌ सुनकर सव लोग हँस पडे । भगवान्‌ से भी न रहा गया । 
वे भी हँस गये। हँसते-हँसते सोताजी ने कहा--“भेया चुटकी 
बजाने की सेवा तेरी।जा आज से तू चुटकी वाला हुआ ।” 
हनुमानजी ने गम्मोर होकर कहा-- मैं ऐसे थोडे हो मानू'गा। 
जव आप सर्व लोगो ने पक्की लिखा-पढ़ी कराली है, तो मेरी 
भी लिखा पढ़ो हो जाय । महाराज की मुहर लग जाय |” 
भरतजो ने लिखी, भगवान्‌ को तो सबकी सेवा स्वोकार 
करनी है, उन्होंने मुहर लगा दो हस्ताक्षर कर दिये । हनुमानजी 
तुरन्त हाथ जोडकर भगवान्‌ फे मुख फे सम्मुख खडे हो गये । 
-मरतजो ने कहा--' हनुमानुजी तनिक पीछे हटकर खड़े हो, हम 
लोग सेवा ऊंसे करेगे ।” 
हुनुमानुजो ने दृढता के स्वर मे कहा- 'अब महाराज | राव 
लोग ग्रपनी-अपनी सेवा करो । मेरी तो मुख यी सेवा है । जमुहाई 
ती मुख मे ही आवेगी । भगवान्‌ के स्नान भोजन धुमगे पा 
का तो समय नियत है) जमुद्दाई का ता पोई समय मही। न 
जाने कब जमुहाई झाजाय, इसलिए मुझे तो मुस फो द्वी पेखछे 
रहना रहना दवै ।” 
यह सुनकर सब लोग चकित रह गये महू इसने अष्छी 
तेवा लेलो । हमे सेवा करने ही न देगा । भगयाग्‌ जमर राभा से 
उठकर चले तो हनुमानजी उनके मुख फी भोर पेखते [ए उपदे- 


१ 


२४६ भागवती कथा,'खण्ड ३७ 


घटे चले सव हसने (लगे, किन्तु सेवक तो सेवा के सम्मुख 
सी को हंसी की ओर ध्यान नही देते । भगवान्‌ जब रथ पर 
राजे तो सारथी के पीछे उलटा मुख किये हनुमानजी भी बेठ 
पे । भगवान्‌ जब गेंद श्रादि खेळते, तो उनके मुख को निहारते 
ए आगे-आगे दौड़ने लगते 1 सबने कहा--“यह तो बड़ी आपत्ति 
1 गयी 1” अस्तु जसे-तेसे सायंकाल हुआ। भगवान्‌ महल 

गये, व्यालू पाने लगे तो माता कोशल्या के सम्मुख ही बंद 
ये। 

कोशल्याजी ने प्यार से कहा--“'बेटा ! हनुमानु तु भी प्रसाद 
'ले।" है 
हनुमानजी वोले--“माँ ! अव मैं जैसे पहिले भगवान्‌ के पीछे 
ता था, वेसे तो पा नही सकता । यही मेरे हाथ में दो चाय फल 
दै खाता रहूँगा, और भगवान्‌ के मुख को देखता' रहूँगा, ऐसा 
हो मेरी सेवा मे भूल-चुक हो जाय। माता हँस पड़ी, वही 
महे भोजन दे दिया। भगवान्‌ के मुख को देखते-देखते वहीं 
-फा लगाने लगे । भगवान्‌ कुल्ला करने चले तो वे भो आगे- 
गे चले । सीताजी ने कहा-“तू सामने से हटता बयों नही ।” 
धिकार के स्वर में हनुमानजी ने कहा--"हदूं कंसे ? मुझे 
पनी सेवा में सावधान रहना है। आप अपनी सेवा करो, मै 
पनी करता हुँ ।” 
जानकीभी हंस पड़ी क्या कहती । जव भगवान्‌ व्याल 

रके ऊपर चित्रसारी पर चढ़ने लगे, तो आगे-थआगे उलटे 
नुमानूजो भी उनके मुख की भोर निहारते हुए चले । चित्रसारी 
मी उलटे-उलटे आगे घुस गये। भगवान्‌” जव शया पर 
।राजमान्‌ हो गये, तो सीताजी ने कहा--“तु' भव छो पिंड 
वडया भैया ! जा बाहर जा।” '' "८१६ ' / 


माता को विश्वरूप दर्शन २४७ 


हनुमावजी ने प्रधिकार के स्वर में वल-पुर्वके कहा--"बाहर 
केसे जाऊँ भगवान्‌ को जमुहाई आायी, तो चुटकी कौन 
बजावेगा ? में तो यहीं बेठा वेठा भगवान्‌ के मुख को निहारता 
रहूँगा।” 

जानकीजी ने मुख में कपडा दूँपते हुए हुंसते-हुंसते कहा-- 
तू वडा जंगली है रे ! देख भया, माता-पिता जहाँ एकान्त में रहे, 
वहाँ पुत्र की रहना न चाहिये ।” 

हनुमानुजी ने--'यह तो मे जानता हुँ, इसे मुझे बताने की 
आवश्यकता नही, किन्तु रात में जमुहाई शाने पर चुटकी कौत 
बजावेगा ?"' 

जानको जी ने कहा--“जा भाग जा। चुटकी तेरे बदले में मैं 
बजादूंगी ।" 

हनुमानजी ने दृद़ता के साथ कहा--'भाष केसे बजा देंगी ? 
जब सेवा का बँटवारा हो गया, तो जिसकी सेवा वही कर सकता 
है। आपकी सेवा को मै नही लेता फिर आप मेरी सेवा को 
बयो छीनती हैं ?” 


जानकीजी के तो हनुमानजी बडे लाइले लड़के थे, उनका 
इनके ऊपर भत्यत वात्सल्य था, उन्होने डाँटते हुए हँसते-हँसते 
कहा--चल भग, बाहर करना अपनी सेवा ।” यह कहकर 
उन्होने हाथ पकडकर हनुमानूजी को बाहर निकाला और भीतर 
से,किवाड़े बन्द करली ।”” 

हनुमानुजी ने मन में सोवा~'भच्छी बात है हमे कया? 
भोतर रहते तो भगवान्‌ को जब जमुहाई आती तभी चुटकी 
चजाते, अब तो पता नहो भीतर कब जमुहाई झाजाय, इसलिये 
रात भर बठे-वठें चुटकी बजाते रहेँगे।” यह सोच करके | चित्र- 


ग 


२४८ भागवती कथा, खण्ड ३७ 


सारी के उपर चढ गये ध्रोर दोनों हाथों से लगे उुटने बजाने। 
उनकी ग्रखड चुटकी चलने लगी । 

भगवान्‌ तो भक्तत्रत्सल ही ठहरे। उन्होने देखा जब मेरा 
भक्त जमुहाई के लिये चुटकी वजा रहा है, तो मुझे भो जमुहाई 
लेनी चाहिये । भेरी तो प्रतिज्ञा है, जो मुझे जिम भात्र से भजता 
है उसे मे भी उमी भाव से भजता हँ । प्रव क्या है भगवान्‌ को 
आने लगी जमुहाई पर जमुदाई । जपे उधर उनकी अखंड छुटकी 
चल रहो थी, वसे ही भगवान्‌ की यहाँ अखड जमुद्राई चलते 
लगी । मुंह बंद हो नही होता था । जानकी जो बडी घबडायो क्या 
हो गया महाराज को।वे बार-बार उनके श्रीप्रञ्ज को रसः 
फोरती और कहती--“प्राणनाथ ! प्राणनाथ ! कया है, बा 
वात है ?'' 

जिन्तु प्राणनाथ के प्राण तो प्रपने भक्त मे लगे थे, वे हों-हो 
करते । बोनते तो मुँह बन्द होता। मुख उन्हे बन्द करना नही 
था। झखड जमुहाई लेनी थी । श्रतः बार-बार पूछने पर भी 
हौं-हौ कर देते । 

जानकोजी नो अत्यंत मुकुमारी ठहरी, वे तो वानर त्री मूर्ति 
चित्र मे भी देख लेती तो डर जाती। भगवान्‌ की ऐवी दशा 
देखकर वे थर-थर कापते लगी | डरी हुई लडखडाती गति से 
नोचे कोशल्पा मया के पास आयी और बोला--“प्रम्माजी ! 
प्रम्माजी ! न जाने आपके बड़े लालजी को क्या हो गया है, वे 
मुंह ही नही बन्द करते ।” यह सुनकर माता जँसी पडी थो 
वसी ही दोड़ो गयो । राघव को ऐसी दशा देखकर वे प्रत्यत 
भयमीत हुई । वे कहने लगी--“हाय ! कोई भूत प्रेत लक्षा 
के ऊपर घा गया । लंका मे बहुत-से राक्षब मारे थे, किसी ,मरे 
राक्षस ने ही घर दबाया । उन्होने तुरन्त भरतजो लक्ष्मण जी 


माता को विश्वकप वशेन २४९ 


तथा शन्रुध्तजी को बुलाया । माँ रोने लगी । भूतनाशक धौष- 
थियो को पुटलियाँ लाकर श्रोराघत्र के कठ मे हाथो मे बाँधी ) 
मोरपख जलायी । कई वस्तुश्रो की धूनो दी । मिरचाओ को लेकर 
रग्नि मे जलाया । तवे पर नमक राई को जलाया । किसी से कोई 
लाभ नही। तब वे लक्ष्मणजी से बोली--भिया, किसी भूत 
उत्तारते वाले, स्याने श्रोझा था तान्त्रिक को बुलाओ । अवश्य ही 
कोई भूत वाघा है । माता को पता नहीं यह भक्त यत्सलता रूपी 
भूत्तिना की भपकर वाघा है। 

लक्ष्मणजी कहा--“अम्मा | भूत तो श्रशुचि लोगो के शरीर 
मे झाते है, श्रो राघव तो नित्य शुचि हूँ 1" 

माता ने डाँटकर कहा-- अरे, तुम सब ऐसे ही कहते हो । 
ऐसे ही कहकर तुमने मरे बच्चे को राक्षसो से भिडा दिया। जा 
तू किप्ती तत्र मत्र जानने वाले को बुला क्षा ।” 

लक्ष्मणजो ने कहा-~'मे गुरुजा को बुलाये लाता हुँ, वे जा 
कहेंगे वसा होगा 1” 

माता ने शीघ्रता के साथ कहा-- हाँ, हाँ, जा। यह तेमे 
प्रच्छो बतायी । वे गायत्री मत्र पढ़ कर जल को कुशा से छिइक 
देंगे, सब भूत प्रेत बाघा शात हो जायगी ।” 

लक्ष्मणजी तुरन्त गये, गुरुजी को बुला लाये । गुरुजी ने देखा 
भगवान्‌ मुख बद ही नही करते | उन्होने उनके सिर पर हाथ 
फेरा आर स्नेह से बोले--“रामभद्र | बया बात है? यह कया 
लीला कर रहे ही 1" 

पडे ही पडे भगवान्‌ ने गुरुजी के पर छुए ओर--ही हों कर- 
ने लगे । वशिष्ठजी बडे हसे यह भाज क्या लीला हो रही है ।” 

माता रोने लगी और गुरुजी के ;पेरो पडकर कहने लगी-- 
“महाराज ! बच्चा हे, जगल मे बहुत से भूत प्रेत रहते हैं, राक्ष- 


२५० भागवतो कथा, खण्ड ३७ 


सोको भी इसने मारा है कोई भूत, प्रेत या राक्षस ही इसके 
शरोर मे घुम गया है। श्राप गायत्रो मत्र पढ दें। कुशाका जल 
छिडऊ दें | कुछ मभूत लगा द । किसी की मानता मनानो हो, तो” 
मानता मना दे, दान पुण्य करा दें । मेरे बच्चे को अच्छा कर 
दे।! 
वशिष्ठजी मे हंसते हँसते कहा--महारानीजो ! भूत-बाधा- 
को तो मैं भली भाँति जानता हूँ भूत बाधा तो है नही 1 ' 
माता ने अत्यन्त ही उत्सुकता के साथ पूछा--' ठो क्या बाते 
है महाराज !” 
वशिष्ठजी ने कहा-"किसी भक्त का भ्रपराध हो गया है!" 
फिर भरत शत्रुघ्न तथा लक्ष्मणजी से पूछा--"तुम लोगो ते ग्राज 
कोई नयी बात तो नही की है ? ' 
लक्ष्मणजी ने कहा-- नही महाराज | नयी तो कोई बात 
नही हुई ।” 
गुरुजी ने पूछा--' तुम लोगो ने हनुमानुजी से तो कुछ नही 
कहू दिया 1' 
बीच मे ही जानकीजी बोल उठी-- 'हाँ, महाराज | हनुमान- 
जी के साथ इन लोगो ने बडा अन्याय किया है, उनकी सब सेवा 
छीन ली हैं 1” 
मन ही मन तीनो भाइयो न सोचा-- देखो, इन्होने हीं तो 
सब स्वीकृत कराया और सव अपराध हमारे सिर मढ दिया। 
छोटो को बडी विपत्ति है। छोटा वनना ही पाप है। बोलें तो 
डाँट खायें न बोल तो डॉट खाय । बडे लोग जो करें वह सब 
ठीक, छोटे जो करें वह सच भपराघ, किन्तु उनके सम्मुख कोई 
कहता क्या, सब चुप रहे। 


” गुरुजी ने कहा--“तो उनकी सेवा नही रही 1१ '' 


माता को विश्वरूप दर्शन २५१ 


जातकीजी ते कहा--“उन्होने अपने आप जमुहाई आने 
“पर चुटकी बजाने को सेवा री थी योर उसे भगवान्‌ ने स्वीकार 
भी कर लिया था 1” 
हसकर गुरुजी बोले-“जब भगवान्‌ ने स्वीकार ही कर 
लिया, तो वे जब चुटकी बजावेंगे तभी ये जमुहाई लेंगे ! प्रतो 
होता है, वे कही चुटकी बजा रहे होगे । खोजो उन्हे कहाँ है ।” 
अब हनुमानूजी की खोज हुई । भरतजी ने देखा चित्रसारी के 
ऊपर से अखड चुटु-चुट्र की ध्वनि सुनायी देती है। तुरन्त वे 
ऊपर चढ गये । देखा नेत्र बन्द किये हनुमानजी दोनो हाथो से 
चुटकी बजा रहे हैं । 
भरतजी ने कहा-“हनुमानूजी ! हनुमानजी ! क्या कर रहे 
हो ? चलो गुरूजी बुला रहे हैं।” 
नेत्र बन्द किये ही किये मारतिनन्दन वोले-“मुभसे बात 
सत करो, मैं अपनी सेवा मे सळग्न हूँ 1” 
यह सुनकर भरतजी लौट गये, लक्ष्मणाजी आये, शात्रुघ्तजी 
आये, किन्तु उन्होने किसी की सुनी ही नही, तब गुरुजी स्वय 
आये ओर बोले--'अरे, भाई हनुमान्‌ ! कया तुमने यह खेल बना 
रखा हे?” 
गुरुजी झो देखकर उन्होने नेत्र खोले मोर चुटकी वजाते- 
'बजाते ही उनके प॑र छुए। गुरुजी ने कहा--“अरे, भाई ! चुटकी 
-चम्द करो, जब तक चुटकी बन्द न करोगे, महाराज जमुहाई हो 
लेते रहेंगे ।” 
हनुमानजी ने कहा--/ महाराज ! जब तक भगवान्‌ जमुहाई 
लेंगे, तब तक मैं चुटकी वन्द न करूंगा, मेरी तो सेवा ही है ।” 
तब तक सीताजी भी प्रा गयी और बोली--“अरे भंया, 
-हमारे अपराध को क्षमा कर दें। सब सेवा तेरी हवी रहो । अब 


२५२ भागोवत कथा, खण्ड ३७ 


तू जो भी करेगा, उसमे हम कोई हस्तक्षेप न करेंगे 1” यह कह 
कर वे पकडकर भगवान्‌ के सम्मुख ले गयो । गुरुजी ने हनुमानजी 
के हाथ पकड लिये तव भगवानु ने मुख बन्द किया। सबको 
8 देखकर भगवान्‌ ने पूछा--' श्राप सव यहाँ बयो एकत्रित 
हुए |? 
हँसते हुए गुरुजी ने कहा--“मापकी भक्तवत्सलता की 
लीला को देखने हम आगे हैं। धन्य है प्रभो! आपको भक्तः 
वत्सलता । हनुमानजी ही आपके सच्चे सेवक हैं और आपही 
उनके सच्चे स्वामी हैं ४' 

इस पर भगवान्‌ ने कहा-“हनुमानूजी की सेवा से हम श्रप्यत्त 
सन्तुष्ट हैं प्राज से आपका नाम भक्ताग्रगण्य हुआ । श्रापके 
श्रापक जन्म दिन के दुसरे दिन दीपावली को जो आपकी धी की 
सूति बनाकर चूरमा (मलीदा) से णो आपका पुजन करेंगे, उससे 
हम सदा सन्तुष्ट रहेगे ।'” 

सूतजी कहते हैं--“मुमियो ! उसी दिन से दिवाली के दिन 
सब लोग छृत का लांगुरा बनाकर पूडियो को मीडकर उसमे खील 
वतासे, खोर और चोनी मिलाकर-चूरमा वनाकर-प्रत्येक घर 
मे झाँगुरा को पूजा होती है। वे लॉयुरा और कोई नही 
हनुमानजी ही है। लगूर से लाँगुरा बन गया । आजपर्यत 
घर-घर मे दिवाली के दिन उनकी पुजा होती है । सो, ऋषियो ' 
भगवान, बडे ही भक्तवत्सल हैं, उनका जो जिस प्रकार भजन 
करता है, वे भी उसे उसी प्रकार फलदेते हँ । जैम को तसे बन 
जाते हैं । मक्तो की प्रतिज्ञा पूरी करने को वे सब कुछ कर सकते 
है ! अखिल ब्रह्माण्डो फे अधिनायक यशोदा मैया की गोदी म 
वालक बने पडे रहते हैं । मक्खो मच्छर श्रीअद्ध पर वेठ जाते हैं, 
तो उन्हे भी नही उडा सकते हैं। रोते है और रो रोकर माठाजीः 


माता को विश्वरूप दर्शन २५३ 


से प्रार्थना करते हैं, मेरो मक्सी को उडा दे जो चराचर विश्व 
को भहार प्रदान करते हैं ब माता के स्तन के दूध के लिये रोत 
/ भौर गोद में जाने को व्याकुल हो जात हैं। ऐसे भक्तवत्सल 
मगवान्‌ को छोडकर जो जीव भन्य किसी की शरण मे जाते हैं, 
वे कामधेनु के सु-दर स्वादिष्ट दष को छोडकर मदार क दूधको 
पीने की इच्छा करते हैं! कलपवृ की छाया छोडकर एरड के 
नीचे दोडते हैं । गगाजल को घोडऊर मोरी का जल पीना चाहते 
हैं। यह मैने ग्रत्यत सक्षेप म भगवान्‌ की माता को विश्वरूप 
दिखाने को लोला कही । भद आप भौर क्या सुनना चाहत हँ?” 
शौनफजी ने कहा-- सूतजी ! श्रापने भगवान्‌ के नाम करण 
की लीला तो कहा ही नही । भगवान्‌ एक वर्ष के भो हो गये। 
पाम तो दरव दिन रखा जाता है । 
विह्मय स्वर मै पूवभी कहा--“अजी, महाराज | नीला के 
प्रावेश मे में भूल हो गथा मे हो नही भुना मेरे गुरुमी--भगवानु 
थुकभी भूल गयेथे। कोई बात नही मिश्री क कजे मे जिधर 
भा मुख मारो, उधर ही मीठा लगेगा । लाइय अच मैं 


भगवान्‌ के गाम करण का लीला को उनाता हू । भाप दत्त चित्त 
होकर श्रवण कर |! 


छप्पय 
पहता तत उुख्माहि निरखि तव सहमी जननी | 
परन्यर कापडं मनहे जाल लाख डरपति हरनी ॥ 
पिहि हित परतत विज्ञ मातु-सो विषदा चीन्ही { 
सवररा 


₹। आवेशमहें, रुष्ण भाव भवित रह्‌ ॥ 
ध, 1000” 


i 


कीतनीयो सदा हरि; 
सचित्र 


भागवत चरित 
( सप्ताह ) 


रचयिता--श्रो प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी 


श्रीमदभागवत के १२ स्झन्धों को भाग 
समाइ फे क्रम से ७ भागों में बाँट कर पूरी कथा डः 
चन्दो में वर्णन की है । श्रीमदभागवत की भाँति इर 
भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते ६ 
सैकड़ों भागवतचरित ब्यास बाजे तले पर इसकी फ 
कहते हैं । लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुर 
जिल्द की पुस्तक की न्योछावर ६) ५° मात्र है । थोड़े । 
समय में इसके २३००० के ५ संस्करण दप चुके दै 
दो खंडों में हिन्दी टीका सदत भी छप रही हे 
प्रथमखंड प्रकाशित हो चुका है । उसकी न्योळाबर ८. 
हैं । दूसरा खंड प्रेस में है । 





नोटू=हमारी-पुस्तुकं समस्त संकीर्तन भवनों में मिलती हैं 
{+ सोर पुस्तकों का डाक खर्च अलग देना होया । 


Pe /2० 
~ 


स्माप्रता:न्-सेकीवन अवेत्त, भूसी ( प्रयाग ) 


